॥ श्री: ॥ 
विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला .., 


थे 


नायूडहुंलुदा-9 


॥ श्री; !। 


मानक हिन्दी व्याकरण 


लेखक 


आचाय रामचन्द्र वर्मा पद्मश्री 





आखब्बा विद्याभठन, वाराशसी-५ 


१६७० 


प्रकाशक : चौखम्बा वियाभवन, वाराणसी 
मुद्रक : विद्याविल्मस प्रेस, वाराणसी 
संस्करण : तृतीय, वि० संवत्‌ ३०२७ 
मूल्य. ३२-५० 


(2 चोखम्बा विद्यामवन 
चोक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ६३०७६ 


प्रधान कार्यालय : 
चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस 
गोपाल मन्दिर लेन, 
पो० आ० चोखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, बाराणसी-२ 


निवेदन... 

यों तो हिन्दी में आरम्पिक विद्यार्थियों के लिए छोटे-मोटे' बहुत'से 
व्याकरण बने हैं; और बराबर बनते जा रहे हैं, फिर भी मानक हिन्दी 
व्योकरण”ः विद्यार्थियों की अनेक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर 
प्रस्तुत क्रिया गया है । आज-कल सभी पुराने विषयों का विवेचन बहुत 
कुछ नये ढंग से होने लगा है; और चये ढंग सदा विषय 'को सरल 
तथा सुबोध बनाने के उद्देश्य से ही अपनाये जाते हैं| इस व्याकरण 
का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुत सहज ''में ऑर, नेये मनोरंजक ढंग से 
व्याकरण की जटिल तथा शुष्क बातों से परिचित कराना है | इसमे अनेक 
शब्द-मेदों की बिलकुल 'नई प्रकार की व्याख्या दी गई है; और विषय- 
विभाजन थी बहुत कुछ नये ढंग से किया गया है | यही इस व्याकरण की 
ऐसी विशेषता है जिससे इसके अधिक उपयोगी तथा उपादेय सिद्ध होने 
की आज्ञा है। मेरा विश्वास है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी इसमे अन्यान्य 
अनेक व्याकरणों की अपेक्षा ऑर विशेषताएँ पावेंगे; और इससे अपेक्षया 
अधिक लाथ उठा जझक्केंगे। यदि ऐसा हुआ तो लेखक अपना यह नया' 
प्रय्ल॑ और सारा परिश्रम सफल समझ्ेगा | 


रामचन्द्र वर्मा 


< और, कम कल तप अनु « «मरी कल लय २ शक की 


१४ 


श्७छ 


छ हू हद ॥ & |ुण (० ०७ 


, व्याकरण का महत्व. *** 
9 वर्ण-भेद ३० 


लिपि 


. शब्द-भेद 


संज्ञा 89 


. सर्वनाम 

- विशेषण ह्श्ट 
» क्रिया और क्रियाविशेषण 

, अव्यय *** 
१०, 
११. 
१्र, 
१३. 
» क्रिया-पद 
१५. 
१६. 
. संधि ओर समास 
श्प, 
 विराम-चिह्न 


क 
छः 
७ 


शुब्द-विकार 

कारक और विभक्तियाँ 
लिग 

वचन 


क्रिया-पदों की रचना 
वाक्य-विचार 


० 
हि 
री] 


पद-परिचय 


आन... 73,०का न्‍क 


मानक हिन्दी व्याकरण 


पहला प्रकरण 
व्याकरण का महत्त्व 


प्राचीन तथा मध्य युगों में व्याकरण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत 
था। पर अब उसमें से भाषाविज्ञान, अथेविज्ञान और अलंकारशाल्र 
ये तीन अंग अलग कर दिये गये हैं और ये स्वतंत्र-शात्रों के रूप में 
माने जाने लगे हैं। अब व्याकरण में बोल-चाल तथा साहित्य में 
प्रयुक्त होनेबाली भापा के स्वरूप, उसके गठन, उसके अबयबों, तथा 
डन अवयवबों के प्रकारों और पारस्परिक संबंधों तथा उत्तके रचना- 
विधान और रूप-परिवत्तेत का विचार होता है | 

भापा के मुख्य दो अवयव होते हैं--एक शब्द और दूसरे विराम 
चिह्॒। शब्द के अवयव बोल-चाल में ध्वनियां होती हैं और लेखन में _ 
अक्षर | शब्दों के भेद बिकारी तथा अविकारी होते हैं तथा उनके भी 
अनेक उपभेद--संज्ञा, स्वेनाम, विशेषण,' विभक्तियाँ, क्रियाएँ, क्रिया- 
विशेषण, विस्सय-बोधक आदि होते हैं । ये अथवा इनसें से कुछ एक 
विशिष्ट क्रम से प्रस्तुत होकर वाक्य का स्वरूप धारण करते हैं | बाक्यों 
के भी कई अंग और प्रकार होते हैं । इन्ही सब बातों का विचार 
व्याकरण में होता है | 

व्याकरण को वस्तुतः भापा सम्बन्धी नियसों का संकलन कहना 
चाहिये | ये नियस वस्तु-स्थिति के आधार पर बनाये जाते हैं । भापा 
सें होनेवाले बिकास तथा परिवत्तेन के फलस्वरूप नियमों में भी 
परिवत्तेन की आवश्यकता होती हे | साधारणतया साहित्यिक भाषा में 


जज अऑनजिशी पल जलनन ऑजलओन >मतकिलकक्‍ लल्‍ाक ++ ताओ्लसनल 


र्‌ मानक हिन्दी व्याकरण 


री यश मरक-काभ५५ अत (रा क्रििकामकी कक, न्‍कशीयदरररीििय अरियकटरी कक अदला >हजली निक #ियिलकरयाकल पलपल, हित परी वकालत किन व नव /र पन म कररिकओियेदाफी शक (रीवा ७/रमे॥ क्रिया 


बोल-चाल की अपेक्षा उक्त नियमों का पालन दीघेकाल तक होता हे 
और उनमें परिवत्तेन करने का अवकाश भी कम होता है | बोल-चाल 
की भाषा में प्रायः जल्दी-जल्दी परिवत्तेन होता रहता हे और इसी लिए 
उसके निययों में भी प्रायः परिवत्तेन होता चलता है | 
व्याकरण का सहत्व 

२. यही एक ऐसा श्रेष्ठ साधन हे जिसके द्वारा हम जान सकते 
हँ कि वक्ता या लेखक का आशय क्या है | जिन लोगों को व्याकरण 
का ज्ञान नही होता वे भी अस्यासवश वक्ता या लेखक का आशय तो 
जैसे-तेसे अवश्य समझ लेते हैं। परन्तु कुछ अवसर ऐसे भी होते हूं 
जिनमें व्याकरण का ज्ञाता ही लेखक या वक्ता का ठीक-ठीक आशय 
ससमभझ सकता है । व्याकरण से अनशिज्ञ कुछ का कुछ आशय भी 
समम सकता है | 

२. व्याकरण के ज्ञान से ही शुद्धतापूषंक लिखा तथा बोला जा 
सकता है । जब हम लोग हर चीज शुद्ध चाहते हैं, तो क्‍यों न हस 
अपनी भाषा भी निर्दोष तथा शुद्ध रखें | सापा की शुद्धता इसलिए भी 
आवश्यक है कि बिना इसके विचार विनिमय का साधन ज्ुटि-पूर्ण रह 
जाता है| 

३. व्याकरण का सबसे बड़ा महत्त्व यह हे कि यह भाषा का स्वरूप 
बिगड़ने नही देता | जिन भाषाओं के व्याकरण बन जाते हैं और डनका 
पठन-पाठन होने लगता हे, वे भापाएँ तथा उनके स्वरूप कम से कस 
साहित्यिक क्षेत्र में अपेक्षया अधिक स्थायी तथा स्थिर हो जाते हैं । 
संस्क्रत भापा का इस समय तक जीवित रहना उस भापा में रचित 
उच्च कोटि के व्याकरणम्रंथों के कारण ही संभव हुआ हे. 

अभ्यास 

१. व्याकरण का क्या प्रयोजन है ? 

२. व्याकरण का विपय जौर काय-न्षेत्र वतावें 2 

३. व्याकरण का क्‍या महत्त्व है १ 





दूसरा प्रकरण 
- वर्ण-मेद 

हर जाति या वर्ग के पशु-पश्ची प्रायः अलग अलग तरह के शब्द 
करते हैं | कुचे भों मों करते हैं, गौएँ-मेसे भें में करती हैं, चूहे खँचूँ 
करते हैं, चिड़िया चीं चीं करती हैं, आदि | किसी एक वर्ग या जाति 
के पश्ु अथवा पक्षी अन्य वर्गो या जातियों के पशुओं अथवा पक्षियों 
के शब्द नहीं बोलते या नहीं बोल सकते । इसके विपरीत सनुष्य 
अनेक प्रकार के शब्दों अथवा ध्वनियों का उच्चारण करता या कर सकता 
है ' इसका एक मुख्य कारण है । 

पशु-पक्षियों आदि के मस्तिष्क अधिक पुष्ट तथा विकसित नहीं 
होते, इसलिए वे अपने सुख के विभिन्न अंगों पर ठीक ओर पूरा 
नियंत्रण नहीं रख सकते । अनेक प्रकार की ध्वत्िियों का उच्चारण करने 
और सीखने के लिए मनुष्यों को अभ्यास तथा प्रयास करना पड़ता 
है।। प्रारम्सिक तथा शेशव अवस्था में बालक नाना प्रकार के शब्दों 
का उच्चारण नही कर पाता | वह पहले अपने माता-पिता, बहन-भाइयों 
आदि से कोई शब्द बराबर सुनता रहता है; फिर उसे जेसे-तेसे बोलने 
का प्रयक्ष करता हैं; और छुछ समय तक बराबर अभ्यास करते रहने 
पर बह उस शब्द विशेष का उच्चारण करने में समर होता है | जिस 
तोते ण सेना को बराबर कुछ समय तक प्रयक्नपूवक कुछ बोलना 
सिखाया जाता है; वह भी कुछ दिलों में ऐसे शब्दों या पदों का उच्चारण 
करना सीख लेता है | अतः यह निश्चित है. कि अभ्यास और प्रयास 
से ही ध्वनियों का उच्चारण सीखा जाता है। जिन बच्चों को सबसे 
अलग रखकर पाला-पोसा जाता हे, और बोलने का अभ्यास नहीं 
कराया जाता, वे शब्दों का उच्चारण न कर पाने के कारण गूँगे ही रह 
जाते हैं। 

मनुष्य जब बोलता है तब उसे विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करने 
के लिए अपने मुख के कई अंगों ( जैसे--कंठ, ताल, मूधो, दाँतों, होंठों, 


9 मानक हिन्दी व्याकरण 





| न्‍अमककाक्ियकर अहम 


नासिका, जिह्ला आदि ) की. सहायता लेनी पड़ती है। कुछ ध्वनिय 
का उच्चारण करने के लिए उक्त अंगों में से किसी एक अंग से ही कार 
लिया जाता है और कुछ ध्वनियों के उच्चारण के लिए दो या अधिव 
अंगों से भी काम लेना पड़ता है। नीचे के चित्र में मुँह के उत्त 
विभिन्न अंगों के स्थान बतलाये गये हैं । - - 








बासिका' मर 


क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ , डः। हू , अ, आ, और बिसर्ग (: ) की ध्वनियों का 
उच्चारण करते समय मुँह से निकलनेयाली वायु को जिह्मा के पश्च भाग 
से कंठ में रोकते हैं | अथोत््‌ इन ध्वनियों के उच्चारण का मुख्य स्थान 
कंठ है, इसलिए इन्हें कंठ से निकलनेवाली ध्वनियों अथोत्‌ कंण्य-ध्चनियाँ 
कहते है | 

च्‌;छ,; ज्‌, रू; भ्‌ , यू, शु, इ ओर 5 ध्वनियों का उच्चारण करते 
समय हम सुँह से निकलनेवाली वायु को ( कंठ में जीम के पश्च भाग 
सेन रोककर ) तालु में जीस का अग्न भाग लगाकर रोकते हैं । 


इसलिए उक्त ध्वनियाँ तालु से निकलनेवाली अथात्‌ तालव्य ध्वनियों 
कहलाती 
ट,ठ,ड,ठट,ण,र,प, ओर ऋ ध्वनियों का उच्चारण करते 


८८4 निकलनेवाली 


समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को मूधा स्थान पर जीभ को कुछ 


: बर्ण-भेद घ्‌ 


| सक री -.>रपकाररीनाक टरियतनन्‍ीयफपनरीयकन्‍ियक, 





|अधेजारी किया कपल हमे हीमिनलनमी यह रजनी कक -तरीयनानती ५ असनीयपकलीी नमी. 
उसपर कमा ही पित्त तिषिआ् पि ती> शक“ पपारलरीपड़ कर का आकक री ५ फन्‍लमियश 


घुमाकर उसकी नोक के निचले भाग या अधो भाग से रोकते हैं । 
इसलिए उक्त ध्वनियाँ मूधो से निकलनेवाली अथोत्‌ मूथधेन्य ध्वनियों 
कहलाती हैं | 

त्‌,थ्‌, दू; ध्‌, च्‌; लू, और स्‌ ध्वनियों का उच्चारण करते समय 
हम मुँह से निकलनेवाली वायु को ऊपरी दाँतों पर जिह्न लगाकर रोकते 
हैं। इसलिए ये ध्वनियाँ दाँतों से निकलनेबाली अथौत्‌ दंत्य ध्वनियाँ 
कहलाती हैं | 

प्‌.फ्‌,ब्‌ू, भू, म्‌ू;+व्‌ू, उ और ऊ ध्वनियों का उच्चारण करते 
समय हम मुँह से निकलनेवाली वायु को होठों से रोकते हैं। इसलिए 
इन ध्वनियों को होंठों से निकनेबाली अथोत्‌ ओछ्ठय ध्वनियाँ कहत 
हैं| व ध्वनि को दन्त्योप्नय कहना अधिक ठीक होगा; क्योंकि इस ध्वनि 
का उच्चारण करते समय जिह्ा, दाँतों को भी सुपशे करती है और 
होंठों को भी | 

जे ५. ७ ० 223 कि शक मल. 45५ 

ए तथा ऐ का उच्चारण कंठ और तालु के योग से होता है, इसलिए 
इन ध्वनियों को कंछ्य-तःलग्य और ओ तथा ओ का उच्चारण कंठ तथा 
होंठों के योग से होने के कारण इन ध्वनियों को कंछ्य-ओछच ध्वतियों 
कहते हे 

पॉचों वर्गा की जो अंतिम या पंचस ध्वनियोँ (७, ज,णन, 
आर म्‌ ) हँ उन्तका उच्चारण करते समय मुख- बिवर के अतिरिक्त 
नारका-हारों से सी वायु निकलती हे | इसलिए इन ध्यनियों को अनु- 
नासिक ध्वनियां सी कहते हें। इस अ्रकार डः अनुनासिकक कंछ्य, 
अनुनासक ताल्व्य, णू अनुनासिक मसूध॑न्य, न्‌ अनुनासिक दंत्य और 
म्‌ अनुनासिक ओछच ध्वनि है । 

इधर हमारी वर्ण-माला में डू, ढृ, क्ष, त्र और ज्ञ बणे बढ़े हैं, जो 
वस्तुतः स्वतत्र बण नहीं हं। ड़ और ढ़ तो ड्‌ और ढ के ही कुछ बदले 
हुए रूप है। इनका उच्चारण करते समय जिह्ना के अग्र भाग को मूर्धो 
स्थान पर ले जाकर झटके से नीचे फ्रेंकना पड़ता है । पर ड और ढ 
का उच्चारण करते समय जिह्ना को कटका नहीं देना पड़ता | क्ष , त्र और 





६ मानक हिन्दी व्याकरण 


१४०७७रारंणशं 








कर कमर सिनाजअरीमपकप पक मषिभरकपिकल्‍्थित, 


ज्ञसंयुक्तव्यंजन हैं। क+ष्‌ से क्षु,त्‌,+र से त्रतथा ज+अ से ज्ञ 
बनता हे । इस भकार क्ष्‌ कंब्य मूथन्य हुआ, और त्र दन्त्य मूधन्य हुआ 
ओर ज्ञ्‌ तालव्य अनुनासिक हुआ | 

ध्वनियों को व्याकरण में अक्षर या वर्ण कहते हैं। बर्ण या अक्षर 
से अभिप्राय सदा ध्वनि की लघुतम इकाई से होता है । ध्वनि की 
लघुतम इकाई वह कहलाती है जिसके खंड या टुकड़े न हो सकते हों | 
जब हम 'राम' या 'पुस्तक” शब्द का उच्चारण करते हैं, तब हम वस्तुतः 
क्रमात चार और सात लघुतम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं | राम 

ते समय हम र+आ+म्‌+ अ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं; और 

पुस्तक! शब्द कहते समय हमें पु+ड+सू+त्‌+अ+क्‌+अ इन 
सात ध्वांनियों का उच्चारण करना पड़ता है । जिस प्रकार हम राम, 
पुस्तक, आदि शब्दों के छोटे-छोटे खण्ड करते हैं, उस प्रकार र आम 
अ अथवा प्‌ , उ,स॒,त्‌ ,क आदि ध्वनियों के छोटे खंड नहीं कर सकते। 
इसी लिए इन्हें अक्षर ( जिनका क्षरण न हो ) या वण कहते हैं । 
सर आर व्यजन 

ऊपर हमने कंठ्य, सूधन्य, दंत्य, ओछय आदि लघुतम ध्वनि- 
इकाइशें अथोत्‌ वर्णो की जो सूचियों दी हैं. उनमें से कुछ के नीच 
तिरडी रेखाएँ लगी हैं और कुछ के नीचे नहीं लगी हैं । जिन वर्णो के 
नीचे तिरछी रेखाएँ नहीं लगी हैं, वे स्वतंत्र वर्ण ह। स्वतंत्र वर्ण से हमारा 
असभिप्राय यह हे कि इन वर्णा का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण 
की सहायता नहीं लेनी पड़ती । पर जिन वर्णा के चीचे तिरछी रेखाएँ 
लगी हैं, उनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना नहीं 
हो सकता । स्वतंत्र वर्णा को स्वर कहते हें,और दूसरे वर्णाकी-सहायता 
स उच्चरति होनवाले वर्ण व्यंजन कहलाते हूँ | व्यंजनों का उच्चारण 
तब तक नही हो सकता, जब तक उनके अंत में अथवा उनके पहले 
काई स्वर वर्ण न हो । जब हम खाली क्‌ , ख्‌ ,च्‌, छ , आदि वर्णो का 
उच्चारण करते हैं, तव उनके बाद में अ स्वर का उच्चारण आप से आप 
हो जाता है, इसी लिए हम साधारण अबस्था में उनके (क्‌+ अ>) क; 


बण-सद्‌ । 





अखिकय-रीनिपीमि सात टीमनन्‍ जीप» /८+नलरीनक 
'सनिदकलरिय-रियभाणरी (री पेकाकर पक /र पेशी ये #रि्षेककमनियक का गिक 


(ख+अरऊ) ख. (चू+अऊ) च, (छ+#अ>) छ आदि रूप 
व्यवहार में लाते हैं | वस्तुतः क, ख, च, छ आदि- वर्ण लघुतस ध्वॉन 
इकाई के नहीं बल्कि दो-दो वर्णो के समूहों के सूचक हें। जब हम किसी 
व्यंजन के बाद स्वर नहीं लगाते. तब उसके पहले किसी स्वर का होना 
आवश्यक होता है। जेैसे--जगत्‌ (जू+अ+ग्‌+अ+त्‌ ) महान्‌ 
(म्‌+अ+ह+आ+न्‌) सरुत्‌ (सू+अ+र्‌+उ+त्‌ ) आदि-शब्दों 
की अंतिम लघुतम ध्वनि इकाइया व्यंजन हैं और इनके पहले क्रमशः अ, 
आ, और उ स्वर आये हैं | यदि किसी व्यंजन बणे के पहले भी कोई स्वर 
बर्ण-ल हो और बाद में सी कोई स्वर वर्ण न हो, तब उसके बाद याँदि 
कोई अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक या ऊष्म व्यंजन आवे तो भी उसका 
उच्चारण हो जाता है। जेसे शुमशान ( श्मशान ) कयारी ( क्‍्यारी ) 
पलावन ( प्लावन ) महारा ( म्हारा ) आदि शब्दों में होता है | श्‌; क 
प्‌ और म्‌ ध्वनियों का उच्चारण क्रमशः म्‌ , यू , लू, ह आदि वर्णो के 
कारण संभव हुआ। इस नियमका एक मात्र अपवाद केवल स्‌ बण है। 
इसके पहले भी कोई स्वर वर्ण न रहने पर और इसके बाद में भी कोई 
स्वर वर्ण न रहने पर ( ऐसी अवस्था में इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण 
होना आवश्यक होता हे) इसका उच्चारण हो जाता है | सकंद,सखलन, 
सटामर, सूतूप, सूथल्, सूनह, सपरश;, सकुट आंद शब्द इसके उदाहरण 
हूं। स्‌ के सिवा अन्य कोई व्यंजन इस नियम का अपवाद नहीं है. 
यदि किसी व्यंजन के पहले कोई स्वर आ जाता है, तो उसके बाद 
कोई भी व्यंजन आते पर उसके उच्चारण सें किसी प्रकार की बाधा नहीं 
होती। जेसे--कक्कड़, जख्म, चद्वल आदि शब्दों में क्‌, खू, ओर 
व्यजन आते पर कोई बाधा नहीं होती ! 

5यंजन सदा पराश्नित रहते हैं| उनके साथ किसी स्वर या व्यंजन 
का उर्चारत कया जाना उत्तके पराश्चित होने का ही द्योतक है | इस 
विवेचन के आधार पर हम स्वरों की स्थिति को स्वतंत्र स्थिति, 5यंजनों 


को स्थिति को परतंत्र स्थिति और वर्णो के इस विभेद को स्थिति-भेद 
पाठ सकते प्न्स | 





पं मानक हिन्दी व्याकरण 


नागरी वर्ण माला में अ, आ, इ. ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओऔ. 
अं, अः ये तेरह स्वर गिनाये गये हैं परन्तु अं ओर अः कोई प्रथक्‌ स्वर 
नहीं हैं; ये क्रशः अ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगने से 
बनते हैं | 
शेष ग्यारह स्वरों में से अ, इ, उ और ऋ मूल स्वर माने जाते हैं 
ओर ए. ऐ, ओ, ओ संधि स्वर (या संयुक्त स्वर ) कहे जाते हैं | कारण 
यह है कि अ+इ से ए, अ+ उ से ओ, अ + ए-ऐए ओर अ+ ओन्‍्शी 
बनता है। मूल स्वर हस्व स्वर होते हैं और आ, ई ओर ऊ दीघ स्वर 
कहे जाते हैं । (अ+अ-5) आ, (इ+३८:) ई और (उ+उ) ऊँ 
स्वर क्रमशः अ, ई ओर ऊ के दीघ रूप हैं | क्योंकि इन्हीं को खींचकर 
वोलने से उनका उच्चारण हो जाता है। इन दोनों में एक भेद यह 
| हे कि हस्व स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसकी 
तुलना में दीघे स्व॒रों के उच्चारण में ठीक दूना समय लगता है। ख्बरों 
का एक और भेद प्लुत भी होता है। जिस प्रकार अ, इ और उ के 
दीघे रूप ऋ्रमात आ, ई। और ऊ होते हैं, उसी प्रकार कुछ अवसरों पर 
आ;ई और ऊ का उच्चारण और भी अधिक खींचकर तथा और भी अधिक 
सय लगाकर किया जाता है। दूर-स्थित व्यक्ति को डसका नाम 
लेकर जब जोर से पुकारा जाता है, तब कहा जाता हे--र+आ+अ 
+म्‌+अ (यहाँ आ में अ का उच्चारण दो वार इआ ओर तब एक 
चार अ का उच्चारण हुआ |) उच्चारण की यह अवस्था प्लुत कहलाती हे, 
आर इसे सुचित करने के लिए मूल स्वर क आग दे का अंक लख 
दिया जाता है | जेस--ओश्म | 
व्यंजनों के भेद 
नागरी वर्णमाला के कू से लेकर म्‌ तक के वर्ण बर्गीय व्यंजन 
कदलाते हैं, क्‍योंकि इन्हें पाँच पॉच के वर्गा या समूहों में बॉदा गया 
है । इन्हें ऋमान्‌ कवर्गीय (क्‌ , खू ,ग्‌, घ्‌ , डः) चवर्गीय (चू,छ , 


! बणन्भेद & 





ज्‌, मू, भू) ट वर्गीय (द्‌ , 5, ड्‌, ढ, णू) त बर्गीय (त्‌ ,थ्‌ ६ ,ध्‌ ,ब) 

और पवर्गीय (पृ, फू, ब) भ/ म्‌ ) कहा जाता है । य्‌ र्‌ लू व्‌ को अंतस्थ 

और शू घूसू और ह_को ऊष्स व्यंजन कहते हैं। यू (तालव्य ) र्‌ 
(सूधघन्य ) लू (दन्त्य ) व्‌ ( दन्त्य ओछच ) ध्वनियों का उच्चारण 

करते समय न तो जीम अन्य व्यंजन (तालव्य- मूघेन्य, दन्त्य, ओछथ) 

ध्वनियों के समान क्रमशः तालु, मूधों, दाँत या ओछष्ठों को दृढ़ता से 

छूती है और न ही स्वर ध्वनियों की भाँति उक्त अंगों से दूर रहती है । 

इसी लिए उक्त ध्वनियों को अंतस्थ अथात्‌ व्यंजनों और स्वरों के बीच 

की ध्वनियाँ या अद्धंस्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते 

समय मुखद्वार स वायु झटके से बाहर निकाली जाती है | 


अब यह देखना चाहिये कि केवल कंठ से अथवा केबल तालु या 
मूधों आदि से विभिन्न वर्णो का उच्चारण केसे हो सकता है । मुँह के 
विभिन्न अवयबों से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, परन्तु उसके 
एक ही अवयब से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं । 


अबतक वर्णो के स्वतंत्र और पराश्रित तथा उनके आधार पर उनके 
स्थिति-जन्य भेद ( स्वर और व्यंजन ) बतलाये जा चुके हैं और 
उनके उद्चारण-स्थान की दृष्टि से होनेबाले कंठ्य, तालव्य, मूधेन्य, 
दंत्य, ओछच, कंख्य-ओएच, कंख्य-ततालग्य आदि भेदों का भी विवेचन 
हो चुका हैे। उदाहरण के लिए कंछ्य वर्णो (क्खूगूघड्हआ 
और आ ) के स्थिति-भेद के अनुसार अ और आ को स्वतंत्र या स्वर 
वर्ण और शेप को पराश्नित या व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त स्वरों में से अ को हस्व स्वर वर्ग में तथा आ को दीघे स्वर 
वर्ग सें रखकर इनका भेद भी सहज में दिखला सकते हैं। व्यंजनों में 
से ह_को ऊष्स सानकर शेप कवर्मीय व्यंजनों से सी अलग कर सकते 
हं। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के पॉँचों वर्ण कंठ्य हैं; परन्तु पाँचवाँ 
वर्ण कंग्य होने के अतिरिक्त अनुनासिक भी है; इसलिए इसे भी शेप 


१० मानक हिन्दी व्याकरण 


हरी >->मीज>रीयननरी ये. अरीकषारीयित, 











२ .>4*..#नबेजअ..#रर8७/म७>#र।७७+री १ दिया निधातओी यम पक ही पिय#विषाहर पे नअमम 


चारों से अलग किया जा सकता हे | इस प्रकार क्‌ ख-ग और.घ कं: 
व्यंजन रह गये, जिनके पारस्परिक भेद जानना बाकी रहा । 


हमारे प्राचीन भाषा-विज्ञानियों ने कुछ व्यंजन वर्णों को कोम 
और अन्य व्यजन वर्णो को कठोर कहा है | कोमल व्यंजन वर्णो ८ 
समृद या घोष सी कहते हैं, और कठोर व्यंजनों को अघोप भी कहते हैं 
घोष का अथे हे--श्रदु ध्वनिवाला; और अघोष का अर्थ हे-म्ृदु ध्वां 
से रहित | पाँचों वर्गा के पहले दो दो वण तथा ऊष्म वण कठोर २ 
अघोपष होते हैं; और प्रत्येक बगे के अन्तिम तीन वण, अंतस्थ व! 
और विसग मदु अर्थात्‌ घोष वर्ण कहे जाते हैं। वर्णो के इस भेद का. 
पता उनके जच्चरित होनेके बाद चलता है, इसलिए यह भेद बाह्य 
प्रयक्षभेद या यत्न-भेद कहलाता हैं । .घोप और अघोष बर्णो की एक 
संगम पहचान यह हे कि घोष वर्णों का उच्चारण करने के बांद गले में 
एक हलकी सी मनकार या गूँज होती है; परन्तु अधघोष वर्णो का 
उच्चारण करते समय ऐसी कोई मनकार या गूंज नहीं होती | 

इस प्रकार कु खू अधोप हुए और ग्‌ घ्‌ ( तथा डः भी ) घोष हुए 
इसी प्रकार चछ , ट 5, त्‌ थ्‌ -. प फू अघोष हुए और ज रू ज्‌ , ड्‌ 
ण्‌ ,दूधून्‌,व्‌म्‌म्‌धोष ध्वनियों हुई। 

यह भी जान लेना चाहिये कि क्‌ खू कंछ्य अघोप व्यंजनों में 
तथा ग घ कंठ्य घोष व्यंजनों में परस्पर कया अनन्तर हे। इनमें 
चस्तुतः स्वरूप रचना यथा आणभंद का अन्तर हैं| क्‌ के साथ हे 
का संयोग होने पर ख बनता हे, और ग्‌ के साथ ह्‌ का संयोग 
होने पर घवनता हे | इसी प्रकार हर वर्ग के पहले ओर तीसरे 
बर्णो में 6 का संयोग होने पर उस बग के क्रमशः दूसरे ओर चोथे बर्ण 
चनते हैं। इसी लिए हम हर वंग के पहले और तीसरे वर्णो को अल्प- 
प्राण ( छोटे प्राण वाला ) वर्ण ओर दूसरे तथा चौथे वर्णां को महाग्राण 
(बड़े या महाप्राण वाला) वर्ण कहते हँ | वर्गों के पंचम बण अल्प-प्राण 
ही होते हं.क्योंकि वे किसी वर्ण सें हू बणे का योग होने पर नहीं बनते । 


' चणस्सेंद - 
0... 5+/४४४// 7 प् लल्ल्ल््ण्सी या 
अब हम क ख और ग चुका जद भी कर सकते हैं। संक्षेप में क्‌ 

कंठ्य, अल्प-श्राण अधोष व्यंजन है, ख्‌ कंठ्य महाओआणज अघोष 


व्यंजन है, ग्‌ कंठय अत्पन्नाग घोष व्यंजन हें? थ॑ कंछ्य सहाप्राण घोष 
व्यंजन है। और कब को दे वर्ण कंठ्य अलुनासिक अल्पप्नाण घोष 
व्यंजन हे हे 
: कुछ बिह्वानों ने एक अरे संडे से भी इस विषय पर विचार किले 
है। कुछ स्वरा का उच्चारण करते समय मुंह छठ अधिक खुलता ह्ले 
और कुछ के उच्चारण में कर | आ का उच्चारण करते समय हैं 
पुर खुलता है, इसलिए इये ट: के बिवर के पूरे खुलने के कारण 
बिवृत्त स्वर कहते 8) ई, उ, ऊ तथा ऋ का उच्चारण करते समय 
मुँह बहुत कुछ बन्द होता है इसलिए इन्ह संबूर्त स्वर कहते हैं। संदत 
का अथ है ढका हुआ या बंद | ए तथा ओ अध स॒दुत ओऔर अ, ऐ तथा 
आऔ अर्थ विद्वत ध्वनियों है| उ्े स्व॒र वर्णो का उच्चारण करते समय मुंह 
से वायु किसी अंग से रगड़ खाये बिना जवाहर निकलती हू | वर्गाय 
व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुँह बहुत कम खुलता है; ओर उसमे 
से निकलनेबाली, वायु साईं खाती हुई बाहर निकलती है। ऐसे 
बर्णो को स्पष्ट ( छूए डुए ) वण कहते अंतस्थ वर्णो का 
सद्चांरण करते ' समय मुंह सटे वर्णो की अपेक्षा कुछ आँधिक खुलता 
> और उसमें से निकलनेवाली वायु भा उन्तकी अपेक्षा कम रगड़ 
खाती है, इसलिए अन्तस्थ वगां को ईपत्स्प्ष्ट कहते हैं। ईषत्‌ का 
थोडा | जो थोड़े स्पेट्ट वर्ण हैं; वहा ईपत्स्प्रष्ट कहलाते है! 
ऊष्म वर्णो कां उच्चारण करते समय मुँह खुलता तो बहुत हैं। परन्टु 
विबृत वर्णों की तुलना में फिर भी कम खुलता है; इसलिए ऊष्म वणा 
को ईपहिबृत केहते है। वर्णा को यह भेद प्रयन्ष भेद या आश्यन्तर 
प्रयत्न भेद कहलाता है. क्‍योंकि वर्णा का उच्चारण करने से पहले ही 
यह प्रयत्र करता पड़ता हैं 


अब तक ऊपर जो बातें बतलाई गई हैं, उन सबका पूरा और 


स्पष्ट रूप नीचे की सारणी से जाना जा सकता 





श्र मानक हिन्दी व्याकरण 


' अधियक्रका७ अर पकककी वआ हरीतिफकललमिक्रनपकाललीिक विविपलनलीय कण करवाती, 





('4229००७७०#४ न #४ वे (विद्या / एक परिहार हर गए #िलारषिताम्षितारग पक विमान, 


वर्ण-भेद की सारणी 














वर्ण। स्थिति भेद | स्थान-मेद्‌ 20४ प्राण-मेद आल 
प्रयल सेद्‌ प्रयत्न भे 
अ॒ | स्वर, मूल, हस्व | कंव्य घोष अर्ध विवृ्‌ 
झा 99. 99 दी्घ 99 नि विवृत 
ड 9» » हसस्‍व | ताल्ण्य १93 संवृत 
है 50% दीध॥ ५ बे 
ड » 9» हँस्‍व | ओष्ख्य न हा 
ऊ 9 दीर्घ 92 7 24 
च्् » 9 हदैस्व | सू्धेन्य हर 9 
एू | »पंघि (संयुक्त) कंव्य-तालब्य हे अर्घ संवू: 
ऐ्‌ 39 99 29 93 ५ र्घं विद 
ओ । #5+ कंख्व-ओष्ख्य के अर्ध संबूर 
ञी ११ 99 99. 99 99 अर्घ वित्वु् 
क्‌ | व्यंजन-कवर्गीय | कंव्य अघोष अर्प प्राण | स्पष्ट 
ख्‌ 99 99 99 99 महा प्राण 99 
गू | # #» 32 घोष अछप आरण 32 
घू | # 9 3) 9 महा प्राण 9 
डा». ». | कंठ्य, अनुना० | » अप आण न 
तू. » चर्गीय | तालब्य अघोष 99 ] 
के 3 + ५ मन महा » हर 
जू (9० 9» 39 घोष अढप +» 5 
च्तू | 99 93 99 | महा +»# । 
जूक. ताल्व्य, अनुनाण » अल्प हे 
टू | » व्वर्गीय | मूर्घन्य अघोप की 
8 | 99 99 59 महा +» 99 





जे ड5 
8 98 ९-)6 





न्‍कम्सत्हा*यकाि्ा अर यनी पेज कनन्‍ीप हरिषकालतिकनरीय८2मि जीतना हि पकजरीकलनती9० नरक ष्ु 





चरण 








वबण-मभेद् - 


ु डर 


'हिरजयज-री पका काया निया शक पे चिपक करी कर पिकमरि९अ#रिकाकक या ५0०-कर फुट /व्थनल हक 





वण-सेद्‌ की सारणी 
न यत्र भेद | अयल था 
स्थान-मेद या बाह्य | प्राणसेद | आम्यदर 
प्रयत्न सेद्‌ प्रयल्ल भद 
सूर्धन्य चोष अल्पृम्माण स्ट््ट 

हे कर महा ,, 93 
मूधेन्य,अनुना० 93 अछप ,, 33 
द्न्त्य अघोष 9 9 १2 

99 295 सहा 99 क 

हा घोष अत्प॑ ,, | -+ +»# 

9) 9१ सहा $;, 3१ 
दन्त्य, अचुना० | ५; अल्प ,, १३ 
ओप्ब्च अघोष 99 १9 93 

49 3 स्रहा है] हरे 

गा घोष अल्प ,, 9, 

। 99 स्रहा |) १39 
जोप्ख्य, अनुना०। ,, अत्प ,, 93 
तालव्य 9; 9. 9 | ईपत्सपृषठ 
मूर्धन्य 99 99 98 3, 339 
द्न्त्य्‌ 93 री । 95 १3 

दन्त्य-ओष्ख्य न 99 १99 93 
तालच्य अधोष सहा ,, | ईपद्वबूत 
सूर्धन्य 93 | की १5 
द्न्त्य्‌ 99 8 । 33 
कंब्य 93 । | 99 

अं घोष अद्प ,, 4 


> /9ी /्य बब बल्र था /त +ध 27 24 /थ ,र्जी अआ 2ह 48 कर आर उत अली ही आ ह 


स्थिति भेद 
व्यंजन टवर्गीय 
39 हि ग्र्ज़ 
9 99 
». तंवर्सीय 
77 3) 
99 939 
| १9 93 
939 93 
। ». पचर्गीय 
| 9) 9) 
| 9 2 । 
| 95 39 
93 9) 
» जेन्तस्थ 
3 
93 95 
99 3) 
» ऊप्स 
| ठ्5 | 
| 99 99 
43 हक) 
». विसर्ग 








२ सा० व्या० 





्रः 


32; मानक हिन्दी बैन्दी व्याकरण 


अभ्यास 





१. स्वर कितने है ओर व्यंजन कितने ? स्थिति-मेद ओर स्थान-मेद 
दृष्टि से निम्नलिखित वर्णों के स्वकूप वतलाइए--- 
अ, ई, ऊ, ओ, कू , ड्‌,ठ्‌ ,झ्‌,ब्‌ , प्‌ , व्‌ ओर ह्‌ 

२. घोष चरण ओर अधघोष वर्ण किसे कहते हे? पॉच-पॉच उदाहरण देकर 
स्पष्ट करें । 

३. निम्नलिखित व्यंजनों में से कोंन-कोॉन से महाप्राण हैं ओर कोन-कोन रे 
झल्पप्राण 2 
पू,जू,ब्‌,घ्‌,व्‌,ड्‌,ल्‌,यू ,दू ,न्‌, म्‌ ओर खू। 

४. तालव्य ओर मूर्धन्य वर्णो का भेद बतलाइए । 

५, तालिका वनाकर दिखिलाइए कि निम्नलिखित वर्णों में क्या-क्या भेद हैं? 
अं, ऊ, 55, कू्‌, 3 टू, ट प्‌ भ्‌, यू, र्‌, आर ह्टू । 


ककसखना- “भा कक जन 


तीसरा प्रकरण 
लिपि 


जिन संकेतचिहों से कागज, पत्ते, पत्थर आदि पर वर्णों का 
अंकन किया जाता है, उनके नियमित और व्यवस्थित रूप को लिपि 
कहते हैं | जिस भाषा में वस्तुतः जितने वर्ण बोले जाते हैं, उसकी 
लिपि में उतने ही संकेत चिह्न भी होने चाहिए। परन्तु अधिकतर 
भाषाओं सें देखा यही जाता है कि उनके वर्ण तो अधिक होते हैं, 
यर उनके सूचक संकेत-चिह्न उनकी अपेक्षा कम होते हैं । फल यह 
होता है कि एक ही संकेत चिह्न से कई-कई ध्वनियों का अंकन करना 
'पड़ता है | उदाहरण के लिए अगरेजी भाषा की रोमन लिपि में 
कुछ संकेत चिह्न कई वर्णो के लिए प्रयुक्त होते हैं, ओर इसके 
"विपरीत अरबी, फारसी या उदू लिपियों सें एक ही वर्ण के सूचक 
कई-कई संकेत चिह्न होते हें। हमारी देव-नागरी लिपि संकेत 
चिन्हों की दृष्टि से बहुत-कुछ पूरी भरी हे और बहुत कुछ व्यवस्थित 
सी। हिन्दी भाषा-साषी जिन वर्णो का उच्चारण करते हैं या करते आ 
रहे हैं, उन सब के लिए इसमें संकेत चिह्न हैं। इधर कुछ शतादव्दियों 
से फारसी, अरबी तथा अँगरेजी भाषाओं से अधिक सम्पक होने के 
कारण हिन्दी भाषा-भाषी कुछ नये वर्णो का भी उच्चारण करने लगे हैं, 
परन्तु हिन्दीवालों ने असी तक इन नये वर्णो के लिए नये चिह्न नहीं 
बनाये हैं। नये वर्णा से मिलते-जुलते जो वर्ण हमारे यहाँ पहले से 
हैं, उन्हीं के संकेत चिह्नों से इन नये वर्णो का सी अंकन होने लगा 
है। फल यह हुआ है कि कुछ संकेत एक से अधिक वर्णों का बोध 
कराने लगे हं। हम वेल (प्रसिद्ध वृक्ष और उसका फल ) शब्द 
में बू वण के साथ जिस स्व॒र वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठोक उसी 
प्रकार अगेजी वेल ( 8थ-घंटी ) में के चू वर्ण के साथ वैसे ही 
स्व॒र वण का उच्चारण त्तहीं करते। हस दोनों स्थानों पर संकेत चिह्न 
सो एक-सा लगाते हैं, परन्तु उन स्थानों पर उच्चारण सिन्न-सिन्र 


१६ मानक हिन्दी व्याकरण 


'हिंदे३०-लिया-बनननतन &रकनीप ३ -रम नम मिनरल हक किन शिया कमर हरी पेपानाम कर + जल पक रीवा 9७+टी कल हरि. >नलरक+-तीनपलन री 2635. फक--रनपन्‍रीनक डर टरय-ी9-3«क्‍)१५७ अधिकारी पिया या की पिकान्‍रीकनरीयन-री ही. 


वर्णो का करते हैं| इसी प्रकार यौवन और दोड़ लिखने में पक 
ओऔ चिह्न लगाते हैं पर उच्चारण दो विभिन्न वर्णो का करते है | 
हमारा अभिप्नाय पुष्प से होता हे तब हस फूल में के फू बण के 
उच्चारण कुछ और तरह से करते हें, और जब अँगरेजी फू 
(#००-मूखे ) या फारसी फकत (केवल ) से अभिप्राय होत 
है, तब फ्‌ वर्ण का उच्चारण कुछ दूसरे रूप में करते हैं। इसी प्रका 
कलह और किस्सत सें के क संकेत-चिह्न, खरा और खाक में के ' 
संकेत चिह्न तथा जल और जरा में के ज संकेत चिह्न निश्चित रूप २ 
विभिन्न वर्णो के सूचक हैं। यह वस्तुतः लिपिसाला का बहुत बब् 
दोष है, क्‍योंकि इसके फल-स्वरूप उच्चारण करने में तो अम हो-& 


सकता है, कभी-की लेखक का ठीक आशय सममभकने में भी अ्रम 
हो सकता है। 


जिस प्रकार कुछ लिपियों में एक संकेत चिह्न से कई-कई वर्णा 
का बोध कराया जाता है, उसी प्रकार कुछ तलिपियों में एक वर्ण के 
लिए भी एक से अधिक चिह्न होते हैं। उदाहरणाथ्थ उर्दू लिपि सें 
जाल, जे, ज्ञाद, और ज्ो, अथवा से, सीन और साद का उच्चारण 
बहुत कुछ एक ही सा होता है | देवनागरी लिपि में अ और अ, क और 
भर, ण, और ण, क्षु और क्ष, त्र और ल्दो दो स्थानिक रूप प्रचलित 
हैं | अच्छा या आदशे लिपि के लिए यह एक दोष ही माना जाता है | 
क्योंकि उसके सिर व्यर्थ के ऐसे संकेत चिह्ों का भार लदा रहता 
जिससे पीछा छुड़ाना कठिन होता है। 

स्‍्वरों के जो प्रतिनिधि संकेत-चिह्न व्यंजनों में जोड़े जाते हें, उन्हें 
समात्राएँ कहते हैं | हमारे यहाँ विभिन्न स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार हँ-- 

आइईडऊकऋएणऐओओ 

0 अर, जेने 
अ की कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं है। साधारणतया व्यंजनों के अन्त में 
अ की मात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है; इसी लिए हम क, ख, ग, 
आदि लिखते हं। 


-लिपि..# छः 


।/१७७+%१३७७/४०६९५०क#य सर कहर पेपर पका पाये “गीत अमर पक /#रपिकभरी ये ककया पेन पद 





तिवारी /#-व३०प्पयाक/#नक तय की पि ३७ ककया. पिया हरी पक पआमरी कम 
४ 


0- - व्यंजनों में सात्राएँ लगाने का हमारे यहाँ कोई एक निश्चित नियम 
(| नहीं है । कुछ मात्राएँ हम व्यंजनों के ऊपर लगाते हैं और कुछ चीचे | 

कुछ मात्राएँ पहले लगाते हैं और कुछ बाद में | व्यवहार में जब स्वर 
का उच्चारण व्यंजन के बाद किया जाय तब सिद्धान्ततः स्वर की मात्रा 
[#उयंजन के बाद ही आली चाहिए । पर हम इ की मात्रा ([ ) व्यंजन 

'से पहले लंगाते हैं, ऐ, ऐ की मात्राएं ( ,  ) व्यंजनों के ऊपर लगाते 
हे हैं, ड, ऊतथा ऋ की मात्राएँ ( _, .+. ) व्यंजनों के नीचे लगाते 
प' है जेसे--कि, के, के, कु, कू, कु आदि में | हाँ आ, ई, ओ तथा ओ 
व की सात्राएँ (7)),),) ) उचित रूप से व्यंजनों के बाद लगाई 
॥ जाती हैं। वैसे अध्यासबश उक्त मात्राओं के ऊपर, नीचे आदि लगाने 
|# से पढ़ने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, परन्तु लिखने में असुविधा 
अवश्य होती है और समय का अपव्यय सी होता है । इसी लिए अन्य 
भाषा-भाषी हिन्दी-प्रेसी विद्यार्थियों को हमारी लिपि के सम्बन्ध में कुछ 
आपत्ति भी होती है। 


“अ स्वर से युक्त समझे जानेवाले व्यंजन बर्णो के संकेत-चिह्नों 
के रूप जब हम 'अ' से रहित करके और शुद्ध व्यंजन वर्ण के रूप में 
दिखलाना चाहते हैं, तब उनके नीचे तिरछी रेखा ( _) लगाते हैं । 
परन्तु कुछ अवस्थाओं में उनके नीचे तिरछी रेखा न लगाकर उनके 
विभिन्न अंशों या रूपों का भी प्रयोग करते हैं। जेसे--क्यारी, ज्यादा, 
प्यार. स्‍लान आदि शब्दों से कूज प्‌ ओर म्‌ व्यंजनों के रूप देखे जा 
सकते हैं | कुछ अवस्थाओं सें पास-पास पड़नेवाले दोनों व्यंजनों को 
कुछ-कुछ, काटकर भी आपस में मिलाते हैं| जेसे ऋह्म, बाह्य काप्ठ आदि 
सें हू+म, हू +य ओर प्‌ और ठ के कुछ-छुछ कटे हुए रूप सम्मिलित 

हैं। कभ्षी तो हम पास-पास पड़नेवाले व्यंजनों के रूप इस प्रकार 
प्रिमक्त करते तथा परस्पर जोड़ते हें कि उनके बसनेवाले रूप देखकर 
उनका मूल रूप पहचाचना कठिन होता है। उदाहरण के लिए भक्त 
और अश्नु शब्दों में क्त वस्तुतः क्‌ और त का तथा श्र चस्तुतः श्‌ और 


ते ८ 


॥| 


नक्ज 


के ख्न्ज्न्डू चध्ध्च च्ध्य्श 


; छठ ण 
९ का सम्मिलित रूप है। क्तमें त (तू+आ) चिह् तो अप 
सामान्य रूप में ही है। केबल उससे एक छोटी वेड़ी रेखा और लगाक 
सका रूप त्त कर दिया गया है; और उसके अंत में क्‌ का पिछल 
आधा अंश लगा दिया गया है, जब किक का उच्चारण तू से पहले 
होता है श्र्‌ में थू के बिभक्त अंश श को उलट कर उसमें र्‌ का 
त्तिरद्ली रेखावाला चिह्न लगा दिया गया है| 


कहीं-कहीं एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन भी लगता है 
___ऊुत, भह्ठा आदि | दित्व वर्णों में तो प्राय: ऐसा होता है 
जसे--पक्का, महा, जद्य आदि | र्‌ व्यंजन के पहले स्वर बर्ण आर 
पर र्को्‌ तादवाले स्वस्थुक्त व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है 
जसे--कर्स, धर्म आदि। और पहले स्वर वर्ण न होने पर पहले आये 
33 व्यंजन से तिरछ्ली पाई के रूप में लगा दिया जाता है। जैसे-- 
कम, भ्रम आकि | 

कभी-कभी दो व्यंजनों को जोड़कर बिलकुल नया संकेत चिह्न 

उना लिया जाता है | जेसे--ज्‌ + अन्ज्; ऋ+ष-क्ष आदि । 
जज, च्‌ू, णू और - अजुनासिक व्यंजन अडुस्वार (+) छप में 
भी लिखे जाते हैं ओर विभक्त रूपों में भी। जैसे--अंक या अछ्ू 


सिद्धान्तत: होना यह चाहिए कि जिस ध्वनि का जिस रूप सें 
 पारण किया जाय, उसका अंकन भी उसी रूप में हो। पर व्यवहार 
में अनेक अक्सरों +९ इस सिद्धान्त का उल्लेंघन होता रहता हैं। हम 
वोलते तो ठाम्‌, तमाल्‌ , रसालू , आदि है, रन्तु लिखते ठाम, तसाल 
ओर रसाल हैं| संस्कृत तथा मराद्ी भाषा-भायी तो ऐसे शब्दों के 
अन्तिम व्यंजनों के जाथ युक्त अवर्ण का भी स्पष्ट ज्यारण करते हर, 


लिपि । ध्ध्ट 


परन्तु हिन्दी-साषी बहुत कम अवसरों पर ऐसा करते हैं। विद्यार्थियों 
को चाहिए कि जो कुछ लिखा हो, उसे उसी रूप में पढ़ें नीचे 
लिखे शब्दों का एक-एक बार उच्चारण करके देखें तो हमारी बात 
सममने में आपको सुभीता होगा-- 

कलम (क्‌ू+अ+लू+अ+म्‌+अ) 

कलम (क्‌्*अ+लू+म्‌+अ ) 

कल या कलम्‌ (क्+अ+लू+अकम ) 

कलम (कू+लू+अ+म्‌+अ) 

इसी तरह और शब्दों के विभिन्न रूप बनाकर संकेत चिह्नों के 
आधार पर वर्णों का ठीक-ठीक उच्चारण करना सीखा जा सकता है । 
नस कप 
आदशे लिपि 
हम ऊपर आदशे लिपि का एक गुण यह बतला चुके हैं. कि उसमें 

उतने ही संकेत चिह्न होने चाहिए जितने उसमें लिखी जानेबाली 
भाषा के वर्ण होते दें । आदर्श लिपि की दूसरी विशेषता यह भी होनी 
चाहिए कि उसके संकेत चिह्न सुन्दर तो हों ही, सरल भी हों, जिसमें 
वे सहज में पहचाने जा सकें। एक संकेत-चिह्न से दूसरे संकेत-चिह्न 
का भ्रम नहीं होना चाहिए । तीसरे संकेत-चिह्नों के रूप ऐसे होने 
चाहिए, कि वे कम से कम जगह घेरें। और चौथे उनमें यह गुण 
भी होना चाहिए कि प्रायः सभी चिह्न बिना बार-बार कल्स उठाये 
एक ही प्रवाह में लिखे जा सकें। 


हमारी देव-लागरी लिपि में पहले दो शुण तो हैं, परन्तु बाकी दो 
गुण नहीं हैं.। रोसन ( जिससें अंगरेजी भापा लिखी जाती हे) और 
फारसी ( जिसमें उदू भाषा लिखी जाती है ) लिपियों में अन्तिम तीनों 
शुण हैं, परन्तु पहला गुण नहीं हे। रोमन लिपि सुन्दर तो होती है, 
उसके संकेत चिह्ों के रूप भी छोटे-छोटे होते हैं और साथ ही उसके 
सभी संकेत कलम के एक ही आघात में लिखे भी जा सकते हैं। 


श्ठ सानक हिन्दी ब्याकरण 


ीरिकेननली-५ >-टवयामहर अमरेककएा+र पक सर ध्मिनेदुकअरी पका पु भरकर शतक ३ /#7०१९३७५#येक++३७५७/#न पक 








अनार मिये हट लरनयकममनिक# पक रकम 


परन्तु जेसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, उसमें सब वर्णों' 
लिए अलग-अलग संकेत चिह्न नहीं हेँ। फारसी लिपि में बहुत बः 
दोष यह है कि उसकी लिखावट पढ़ने में प्रायः बहुत अधिक अभ्र 
का अवकाश रहता है; वह शुद्ध अर्थों में लिपि नहीं, बल्कि संकेः 
लिपि है । 

लागरी लिपि के संकेत-चिह्ों के आकार कुछ बड़े होते हैँ और 
वे अपेक्षया अधिक-स्थान घेरते हैं | इसी लिए रोमन अक्षरों के छोटे 
से छोटे रूप भी सहज में पढ़े जा सकते हैं, परन्तु देवनागरी लिपि 
के उतने छोटे रूप या तो बन ही नहीं सकते, या बनें भी तो सहज में 
पढ़े नहीं जा सकते | ्ि 

कुछ भाषाओं में उसके वर्णो और उन वर्णों के संकेत-चिह्नों के 
नाम अलग-अलग होते हैं। रोमन लिपि में ह्‌ ध्वनि के सूचक या | 
संकेत-चिह्न को एच, ब्‌ ध्वन्ति के सूचक संकेत-चिह्न 3 यां 9 को बी 
ओर लू के सूचक संकेत-चिह्न ।, या ! को एल कहते हैं | अरबी लिपि 
में भी क्‌ू ध्वनि के संकेत-चिह् को काफ ब्‌ ध्वनि के संकेत-चिह्न को 
वे, लू ध्वनि के संकेत-चिह्व को लाम आदि-आदि कहते हैं। परन्तु 

नदी, संस्कृत आदि भाषाओं में वर्णो तथा उनके संकेत-चिह्नों का 

एक ही उच्चारण होता है | 


अभ्यास 

१. लिपि किसे कहते है ? वर्ण ओर संक्रेंत-चिह्न में क्या भेद है ? 

२. निम्नलिखित संकेत-चिहों के आधार पर वर्णो का ठीक उच्चारण करें। 
कलम, कलम, कलम, हास, अयाग, वन्दोवस्त, सत्रात्मक, ल्हेसना, 
प्र धम्ये, इृद ओर संतुष्टि । 

३. शाद्श लिपि मे कान-क्रान से गण होने चाहिए ! 


चौथा प्रकरण 
| काव्दू-जेद्‌ 
सामान्यतः हमें जो कुछ सुनाई देता है, उसे हम शब्द कहते हैं । 
जैसे--गाड़ी चलने या घण्टा बजने का शब्द | परन्तु व्याकरण में 
शब्द से अभिप्राय बर्णों के उस समूह से होता है जिसका कुछ अर्थ 
साना जाता या होता हो। यही बात हम इस रूप में भी कह सकते 
हैं कि जिस वर्ण-समूह से किसी व्यक्ति, बस्तु, रूप, गुण, विशेषता, 
सम्बन्ध, क्रिया, व्यापार, स्थिति आदि का बोध होता हो, उसे शब्द 
कहना चाहिए |.घरः कहने से एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु-रचना का 
चोध होता है। सिंह” कहने से एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता 
है, “चलना” कहने से एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया या व्यापार का 
बोध होता है, सुन्दर! कहने से किसी के आकार-प्रकार में अभीष्ट तथा 
प्रिय विशेषता का बोध होता है; और उधर, कहने से किसी विशिष्ट 
दिशा में होने का सान होता हे.। अतः घर, सिंह, सुन्दर, चलना और 
उधर सभी शब्द हैं, क्‍योंकि ये सभी विशिष्ट पदार्थों, शुणों, स्थितियों 
आदि के द्योतक हैं । 
जिन शब्दों का कोई अथ्थ नहीं होता. उन्हें. 'नादः कहते हैं। 
जेसे--नदी की लहरों से होनेबाला छप-छप्‌ शब्द, इजन के चलने से 
होनेवाला फकफक्‌ शब्द, दरवाजा खटखटाने से होनेवाला खद्-खट 
शब्द आदि-भादि। व्याकरण में इन्हें शब्द” इसलिये नहीं कहते 
कि इनके कुछ अथ नहीं होते | इनसे न तो किसी चीज या बात का 


बोध होता है और न ये किसी प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति ही 
करते हैं | 

हम शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्‍्यों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त 
होने पर शब्द की संज्ञा 'पदः हो जाती है । वाक्य से अभिप्राय पदों 
के. उस समूह से होता है जिसके द्वारा हम या आप कोई पूरी बात 


कक वा 5५» अभि धन » गणएटणड “लीन ता धणएणणण हज 


श्र मानक हिन्दी व्याकरण 


-जीमिशेकाकारियेपकातकामवमकीन पक मिकाकतरिप कल, जिक्र निया अर. 2क मिशन मकर कपल, 








करते हैं। जेसे--राम अपने घर जा रहा था। यह वाक्य हुआ 
परन्तु यदि हम कहें--( क ) राम अपने घर, (ख)घर रः 
था। अथवा (ग) राम रहा था। तो ये तीनों पद-समूह वाव 
नहीं कहे जायँंगे, क्योंकि इनसे किसी पूर्ण तथ्य या व्यापार का बो 
नहीं होता । कभी-कभी एक ही पद कहने से पूरी बात समस में ९ 
जाती है | यदि कोई हमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, और उसके उत्त 
में हम कहें 'घर!। तो यहाँ 'घरः से अभिग्राय घर जा रहा हूँ! 
होगा। इसलिए यहाँ यह घर” पद भी वाक्य हो जायगा क्यों 
अनुवृत्ति से उसमें 'जा रहा हूँ? जुड़ा हुआ है । 
किसी वाक्य सें जितने पद आते हैं, स्थूल्न रूप से उनके दो भेद 
किये जाते हैं । कुछ पद तो ऐसे होते हैं जिनके रूपों में कभी कोई 
परिवतन नहीं होता; और कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन 
होता रहता है| उदाहरण के लिए यह वाक्य लें-- 
जैसे--( क ) घर के पास एक छोटा खेत है । 
( ख ) घरों के पास कई छोटे खेत हैं । 
(ग) घर के पास के छोटे खेतों में वृक्ष हैं | 
(क ) बह नित्य यहाँ आता है | 
(ख) वे नित्य यहाँ आते हैं | 
(ग) वे नित्य यहाँ आती हैं | 
उक्त वाक्‍्यों में घर, छोटा, खेत, हे, वह, आता है आदि के घरों. 
छोटे, खेतों, हैं, वे, आते हैं. और आती हैं आदि रूप तो ऋमात्‌ बने 
ह, परन्तु पास, नित्य और यहाँ इन तीनों पदों के रूपों में किसी श्रकार 
का परिवर्तन नही हुआ है। जिन पदों के रूप प्रसंगों के अनुसार 
बदलते रहते हैँ, अथोत्‌ जिनके एकबचन ओर वहुबवचन, स्ीलिंग और 
पुंलिग आदि रूप बनते हें, वे विकारी पद कहलाते हैं; और 
जिनके रूप सदा एक से रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं 
व्याकरण के पारिभापिक क्षेत्र में अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं !. 


हे शब्द-भेद्‌ २३ - 


अत, 


॥ः रस रा ५ र्‌ः का कु (5 पु विकम्प 
विकारी शब्दों के संज्ञा, सवेनाम, विशेषण और क्रिया ये चार भेद होते 
हैं। आगे के प्रकरणों में इन सबका अलग-अलग और पूरा विवेचन 
किया जायगा ! 














अभ्यास 
९. व्याकरण में पद? फिसे कहते हें? “नादः से इसकी भिन्नता बतलाइये ४ 
२. पद ओर वाक्य में भेद्‌ बतलाइये ? क्या पद भी वाक्य का रूप धारण 
कर सकता है? उदाहरण दीजिए । 
- शेविंकारी ओर अविकारी पद किसे कहतें हे १ उदाहरण देकर समझाइये । 


पाचवा जकरण . 


संज्ञा 

(संज्ञा! नाम को कहते हैं, और नाम सदा किसी चीज या वस्तु व 
होता है । संसार में हमें सेकड़ों-हजारों तरह की चीजें दिखाई देती 
और उन चीजों की पहचान के लिए हमें उनका-कुछ नाम रखना पड़ः 
है । कलस, कागज, किताब, गाड़ी, घर, छाता, जूता, ताला ये सर 
चीजें हैं । यदि एक स्थान पर बहुत सी चीजें रखी हों और हम उन 
से कोई चीज माँगना चाहें तो हमें उस चीज की पहचान के लि 
उसका नाम बतलाना पड़ता है। हस कहते हैं--चौकी पर से किताः 
उठा लाओ, या पेटी में से कुरता निकाल लाओ | चौकी एक चीज हे 
'कित्ताब दूसरी चीज, पेटी तीसरी चीज और कुरता चोथी चीज | इः 
चारों चीजों की अलग अलग पहचान के लिए ही उनके ये चार नाः 
हैं। मनुष्यों के भी नाम होते हैं--कृष्ण, सोहन, राम, श्याम आदि 
यही बात पशु-पक्षियों, बरृश्चों आदि के सम्बन्ध में भी है | व्याकरण रे 

इस प्रकार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं | 
ये तो हुए वास्तविक चीजों के नास | पर बहुत सी ऐसी चीजें भी 
होती हेँ जिनकी कोई वास्तविक और मूच्ते सत्ता नहीं होती | हम उन्हें, 
देख या पकड़ नहीं सकते, केवल मन में उनकी कल्पना कर लेते अथवा 
कर सकते हैं; पर उन्हें भी हम चीज या बस्तु ही कहते हैं। जेसे-- 
भूत-प्रेत, सच-झूठ, गरमी-सरदी आदि भी कुछ चीजों के ही चाम हें | 
फिर कामों के भी नाम होते हैं। जेसे-जाँच-पड़ताल, देख-रेख, नोकरी, 
व्यापार आदि । हमारे सन में अनेछ प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं । 
उनके अनुराग, उत्साह, दया, भय; सन्देह, हपे आदि नःम हैं | इसी 
अकार अत्याचार. ऋरता, मोह, शक्ति आदि भीणुणों के नाम हैं । 
थे सब भी तात्विक दृष्टि से वस्तुएँ ही हैं, ओर इसी लिए इनके ये सच्च 


हे 
१" / (संज्ञा (५: श्र 


ीिकतिकिक-र#री पक अिदारीियकरसपकलर कक्‍ , अीमिशनरिकिकलरियाललटी का, ,उररकररियाक पाकर पी जिकलकयिकनर एक पक निया विकार िय कर, विनर मकर की इशपल्‍मरीयकान िकनानी खत. हरदा हरि बरी पेज न्‍म>ट ० ।. डिक रििकन्‍>१यााट कर 07. 


'ज्ञाम रख लिये गये हैं। संसार में जिस प्रकार वस्तुओं की कोई गिनती 
नहीं हो सकती, उसी प्रकार उनके नामों की भी गिनती नहीं की जा. 
सकती | इस लिए व्याकरण, में ऐसे सभी नास सामूहिक रूप से 
पसंज्ञा' कहे जाते हैं। यहाँ यही ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नासः 
तो मूर्चे पदार्थों के होते हैं. और छुछ अमूत तत्त्वों या भावों के | 

संज्ञाओं के साधारणतः निम्नलिखित सात भेद होते हैं-- 


मूत्ते संज्ञाएँ हे अमूत्ते संज्ञाएँ 
१-जाति-वाचक संज्ञा ४-भाव-वाचक संज्ञा 
२-व्यक्ति-वाचक संज्ञा ६-क्रया-बाचक संज्ञा ५ 
३-समूह-बाचक संज्ञा ७-गुण-वाचक संज्ञा -.-.. 


9-दृब्य-बाचक संज्ञा 

जिस नाम था संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सभी जीबों या. 
बस्तुओं में से प्रत्येक का समान रूप से बोध होता हो, उसे जाति-वाचक 
संज्ञा कहते हैं। जैसे--गौ, घोड़ा; इक्ष आदि, और जिस नाम या संज्ञा 
से किसी जाति या वर्ग के किसी एक ही विशिष्ट जीव या वस्तु का 
बोध कराया जाता हो; उसे व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे--राम, 
मोहन, कृष्ण आदि । 'नदी” शब्द जाति-बाचक संज्ञा है और 'गंगा” 
(या यमुना ) व्यक्ति-वाचक संज्ञा। 'पवेत” जाति-बाचक संज्ञा है. 
और हिमालय (या विन्ध्याचल ) व्यक्ति-बाचक संज्ञा | इसी प्रकार 
ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य आदि जाति-वाचक संज्ञाएँ हैं, और वशिष्ठ, 
विश्वामित्र, अमीचंद आदि व्यक्ति-वाचक संज्ञाएँ हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य शब्दों ढारा हम लाखों करोड़ों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों 
में से किसी सी ब्राह्मण, क्षत्रिय या बैश्य का बोध करा सकते हैं, इस 
लिए इन्हें जाति-वाचक संज्ञा कहते ढेँ। इसके बिपरीत गंगा (या 
यमुना ) नास से हमें संसार की तमस्त नदियों में से केबल एक 
विशिष्ट नदी का बोध होता है, हिसालय कहने से संसार के सब पहाड़ों 
का नहीं, बल्कि केवल एक विशिष्ट पहाड़ का बोध होता है, और वशिछ, 
विश्वामित्र या अमीचंद कहने से एक विशिष्ट व्यक्ति का बोध 





६ मानक हिन्दी व्याकरण 


/ आल कल उलट कटी कल 
होता है। किसी जाति के केबल एक विशिष्ट जीव या वस्तु का वो? 
ऋरानेवाला नाम या संज्ञा विशिष्ट संज्ञा या व्यक्ति-बाचक संज्ञा कहलाती 
है | यहाँ व्यक्ति से अभिप्राय एक विशिष्ट और निश्चित इकाई से है. 
यदि हम कहें--ऋतकत्ता, दिल्ली ओर बम्बई भारत के मुख्य नगर हैं 
सो इस वाक्य में “नगर! शब्द तो जाति-वाचक संज्ञा है, ओर कलकत्ता 
(दिल्ली ओर बम्बई व्यक्तिबाचक संबज्ञाएँ हैं। उक्त वाक्य में क 
सारत' भी व्यक्ति-वाचक संज्ञा है, क्योंकि बह एक प्रथक और चिशिः 
देश का नाम हे | परन्तु देश” जाति-बाचक संज्ञा ही है, क्योंकि संसा 
हे पचासों देश हैं; और देश शब्द उन सबके लिये सम्रान रूप र 
अयुक्त होता है! 


जय द&2#पिका#रिपेदाा 





_अरिषिकल्‍लरियालरकिकाकिए, 





जिस प्रकार किसी जाति-बाचक संज्ञा से किसी ब्गे के प्रत्येक 
सदस्य का बोध होता है, उसी प्रकार समूह-बाचक संज्ञा से किसी 
जाति या वर्ग के सब या बहुत से सदस्यों का एक साथ या सामूहिक 
रूप से बोध होता है। जेसे-झुण्ड, दल, भीड़ आदि। सेना समूह-वाचक 
संज्ञा है, उसका कोई एक सदस्य सेनिक जाति-बाचक संज्ञा हे; और 
'डसका सेनापति जनरल थिमेया व्यक्तिवाचक संचज्ना है. 'बण्ण' शब्द 
जाति-बाचक संज्ञा हे परन्तु 'क' एक निश्चित वर्ण का ही बोध कराता 
है; इसलिए क्‌ व्यक्ति-बाचक संज्ञा हे; और वर्णमाला समूह-बाचक 
संज्ञा हे | 
संज्ञा का चोथा भेद द्रव्य-बाचक हे | घी, तेल, चांदी, सोना आदि 
द्रव्यां के नाम द्रव्य-याचक संज्ञा कहलाते हँ। द्रव्य-बाचक संबज्नाएँ 
किसी द्रव्य की बहुत बड़ी राशि तथा उसके सूक्ष्म अंश दोनों के लिए 
प्रयुक्त होती हू | 
ऊणर अमूत्त संक्षाओं के तीन भेद किये गये हैँ, जो इस प्रकार हँ-- 
( के ) भाव-वाचक संन्ाएँ, जेसे--अहंकार, इच्छा. प्रवृत्ति आदि | 
'(ख) क्रिया-वाचक संजाएँ, जेसे--अदला-बदली, लेन-देन, बहाव, जीत- 


संन्ना २७ 


हार आदि और ( ग ) गुण-बाचक संज्ञाएँ जेसे--खटाई, गरमी, सरदी, 
चीरता, शीध्रता आदि। भाव-वाचक संज्ञाए प्रायः अमूत्ते सावा तथा वस्तुआ 
के स्वतंत्र नाम के रूप में होती हैं| गुण-बाचक संज्ञाएँ गुण या विशेषता- 
सूचक शब्दों ( विशेषणों ) से और क्रिया-वाचक सज्ञाएं क्रियाओं सें 
प्रत्यय ( आई, ई, ता, पन आदि ) लगाकर बनाई जाती हैं। जसे-- 
वखट्टा, गरम, सरद, सुन्दर आदि विशेषता-सुचक शब्दों के बने हुए खटाई 
गरसी, सरदी, सुन्दरता आदि रूप शुण-वाचक संज्ञाएँ है; ओर बहना, 
सारना, जीतना, हारना आदि क्रियाओं से बने हुए रूप बहाव, सार; 
' जीत ओर हार शब्द क्रिया-वाचक संज्ञाएं हैं | 


सुविधा के लिए संकज्ञाओं के भेद का नीचे स्पष्टीकरण किया 
त्ाता है-- 





| सरययाकलवियली किम 








संज्ञा 
॥ मे का 
मृत्त संज्ञा अमूत्ते संज्ञा 
| | | | | [ | 
व्यक्ति जाति समूह द्रव्य भाव क्रिया गुण 
वाचक वाचक वाचक वाचक वाचक वाचक वाचक 
संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा 
अभ्यास 
१. संज्ञा किसे कहते हैं १ उसके भेद वतलाइये। 
२. 


नए 


जाति-वाचक ओर समूह-वाचक्र संज्ञाओं में आप क्या अन्तर समझते हे १ 
कारण सहित वतलाइये कि निम्नलिखित संज्ञाएं किस किस चृग की हँ- 
रास, पेड, पत्ता, जहाज, वीरता, शीलता, लड़का, जत्था, पनघट, 
नगर ओर दिल्‍ली । 


छठा मकरण 
झ्नासप 

(सर्वेनाम का शब्दा्थ है--सब का लास | पर व्याकरण सें सब 
नाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों य 
संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि रूप २ 
होता है भाषा में ऐसे शब्दों की आवश्यकता इस लिए होती है ६ 
नामों या संज्ञाओं का ही अनेक बार और हर जगह उपयोग न करन 
पड़े | जसे--राम आज यहा आया था; रास यह पुस्तक दे गया ह 
क्योंकि कल राम को कलकत्ते जाना है | इस वाक्य में राम ( संज्ञा . 
दीन बार आया है | इसी लिए संक्षेप के विचार से कहा जाता है 
राम आज यहाँ आया था; वह यह पुस्तक दे गया है क्योंकि कल उस 
कलकत्ते जाना हे | इसमें राम तो खंज्ञा हे, और 'बह” तथा उसे 
सवबे-नाम हैं | राधा ने सब बातें कहीं, और तब राधा उठकर चर्ल 
गई | न कहकर हम कहते हैं 'राधा ने सब बातें कहीं और तब वह 
उठकर चली गई | इस वाक्य के दूसरे सें का बह? बस्तुतः राधा 
के स्थान पर, और उसका सूचक होकर आया है, इसके सिवा वह? 
राम, कृष्ण, गोपाल, माधव सभी के लिए आ सकता है; इसी लिए 
वह? सब-सास हे । सव्व-सास का झुर्य कास होता संज्ञाओं की 
पुनरावृत्ति न होने देना | वाक्‍्यों सें वह संज्ञाओं के प्रतिनिधि के रूप 
में आता है 


सबनामों के भेद 


सर्वनामों के पुरुप-बाचक, निज-बाचक, संबंध-बाचक, निम्चः 
[] ् ख हि ब्घ५ 
वाचक, अनिश्चय-वाचक ओर प्रश्न-चाचक ये छः भेद किये गये हैं 


सवंनाम श्ध 





अयषाम्शिि>#पकममी पक #गनयिक॑मविकाणी एम यह रची न्‍र पक फक का. 








यहाँ हम इनका विवेचन करते हुए इनके स्वरूप का स्पष्टीकरण 
करते हैं । 

७ 
१ पुरुष-बाचक सपंनाम 


(यह भेद वक्ता की दृष्टि से किया जाता है| वक्ता कभी अपने लिए 
भी सर्वनाम का प्रयोग करता है; कभी उस आदमी के लिए भी जिससे' 
वह बातें कर रहा हो, और कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो बात-चीत 
में सम्मिलित न हो अथवा जो वहाँ उपस्थित न हो और जिसकी 
चचो केवल प्रसंगन्‍वश हो रही हो ) अपने लिए वक्ता में या हम का 
प्रयोग करता है, जेसे-में पढ़ने जांता हूं या हम अपने मित्र के यहाँ 
जा रहे हैं | उपस्थित व्यक्ति से वह कहता है-तू बाजार जा, तुम 
कपड़े पहन लो और अनुपस्थित व्यक्ति के लिए अथवा जिसके 
विपय में बात हो रही हो, उसके सम्बन्ध में कहता हे--वह कल 
यहाँ आया था, या वे परसों यहाँ से चले जायेंगे। जिस सर्वबनाभ का 
वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषषाचक स्वेनाम 
कहते हैं। जो सर्वेनाम उपस्थित या सम्बोधित व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त होता हे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सबंनास कहते हैं. और जो 
किसी अन्ञपस्थित या दूर-स्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता हैः उसे 

अन्य पुरुषवांवक स्ेनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सब्बनामों को व्यक्ति- 
वाचक सबंनाम भी कहते हैं । 
२, निज-बाचक सर्वेनाम 


जो सर्वेतनाम निज के लिए अथोत्‌ स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किये 

सर] उन्हें ४5 रे ७० 3 पु 
जाते हैं, उन्हें निजवाचक स्वेनाम कहते हैं| जैसे--( क ) में स्वर 

हा जाऊँगा | ( ख ) अपने आप यह काम सीख लूँगा। 

उक्त वाक्‍्यों में, स्वय॑ और आप सर्वेनाम निज के अथीत्‌ अपने 
लिए भ्रयुक्त हुए हैं; इसी लिए इन्हें निजबाचक सर्वनाम कहते हैं । उद्दू. 
फारसी के ढंग पर कुछ लोग 'स्त्र/ के स्थान पर ख़ुद” का भी 
प्रयोग करते हैँ । 

३ मा० व्या० 





#थ जा, 


१७ मी 


३० मानक हिन्दी व्याकरण 


सनवारतभद/ पका /#७पहरिक/#पोक कि पलक ५८ एन रे /#पेकह्पि कह 2 पिजनर ३४१७० पा पेश #7"पेडआरीपेकानत्पिकाअ पे. .न्‍र बे» ३८ पि /*पि पि-# पदक गए #"पाार पक िक्ध की #१पिलकनचिका 


३, सम्बन्ध-वाचक स्ेनाम 


जो स्वेनाम विशेष रूप से वाकक्‍्यों में आये हुए अन्य सबनाम र 
सम्बद्ध हों और उन्हीं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हों, उन्हें, सम्बन्ध 
वबाचक सव्वेनास कहते हैं | जसे--( क ) जो पकावेगा, वह (या सी 
खायगा | (ख ) जो पढ़ेगा वह ( या सो ) विद्वान्‌ होगा | उक्त वाकः 
सें वह और सो सम्बन्धसूचक सर्वेनाम है, क्‍योंकि ये जो! सवना 
के स्थान पर उसका सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुए 


४. निश्चय-वाचक सर्वनाम 


किसी निश्चित पदार्थ का बोध करानेबाल्ा सबनाम निश्चय-वाचक 
है>2 म 0७. पे ४475 तो ह्ठे 
सर्वनाम कहलाता है | जेसे--यह ( खिलौना ) अच्छा बना हे | वह 
( कपड़ा ) बढ़िया और सुन्दर हे | 
यहाँ यह” और “बह? सबनाम निश्चित तथा विशिष्ट पदार्थों के हो 
सूचक हैं. | इसलिए यहाँ ये निश्चय-बाचक सर्वनाम हैं; । 


७५, अनिश्चय-वाचक सबेनाम 


अनिश्चित तत्त्वों, पदार्थों या बातों का बोध करानेवाले सर्वनाम 
अनिश्चय-बाचक सबनाम कहलाते हैं। जेसे--(क ) भिखमंगे को 
कुछ दिया करो | (ख ) किसी से कुछ पूछ लिया करो | (ग) बहों 
कई सहात्सा भी थे । (घ ) कोई बहाँ चला जायगा | 

उक्त वाक्यों सें, कुछ, किसी, कई और कोई सर्वसाम अनिश्चय- 
बाचक स्वेतास हैं | क्‍योंकि उससे किसी निश्चित तत्त्व, पदार्थ या 
व्यक्ति का बोघ नहीं होता | 
६, प्रइन-बाचक सबनाम 


कुछ उवयाम प्रश्नचाचक भी होते हैं | जैसे--( कर 
लिए बाजार से क्या लाऊँ १ (ख) क्या अ ी 
था? (ग) घर पर कोन रहेगा ? । 


सर्वेनास ३१ 


दि कमा ॥ मा १५७७४णशर्ड 
स्याही ८ ननममक /पियानरीयत+री नया ्पडाम्वियाकिवकाटीपेक “टी पटरी फिकमन्‍रीपेलननरि, 





आजा हक जी 


उक्त बाक्यों में क्या, किस, और कौन प्रश्तवाचक स्वेनाम हैं 
ऐसे सर्वनामों का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्यों में ही होता है । वाक्‍्यों के 
पश्नात्मक रूप देने के कारण ही ऐसे सबनासों को प्रश्नात्मक सबे- 
नाम कहते हैं । 


स्वनाम ओर संज्ञा 

साधारणतया सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही होता है, 
इसलिए यह कहा और समझा जाता है कि दोनों का अयोग एक साथ 
नहीं होता । 


परन्तु कभी-कर्ी संज्ञा ओर सबनास का प्रयोग एक साथ भी 
होता हे | जेसे--में, विश्वनाथ प्रसाद जो लगर पालिका का सदस्य 
चुनागया हूँ " * "*** ! यहाँ यह अश्न हो सकता है कि जब वक्ता ने 
अपने लिये “में” का प्रयोग किया है, तब उसे अपना नाम लेने की 
क्या आवश्यकता है। केबल में, सबेताम से काम चल सकता था। 
आपत्ति बिल्नकुत्न ठीक है। हमारे यहाँ सवन्ताभ ओर संज्ञा को साथ- 
साथ रखने की प्रथा नही थी। परन्तु कुछ अवसरों पर इस प्रकार के 
प्रयोग जोर देने, अपना परिचय कराने या स्पष्टीकरण करने के लिए 


होते ही हैं । 
ए रयीप 
सवंनाम ओर विशेषण 


एक ओर वाक्य लीजिए--बह नौकर अच्छा था । यहाँ नौकर संज्ञा 

ले का वह? सब्नाम वहीं; बल्कि विशेषण है। पुरुष बाचक और 

लिजझ् घाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य स्नाम स्थ॒तन्त्र रूप से भी 

प्रयुक्त होते हैं, और विशेषण रूप में सी। जब वे संज्ञाओं के स्थान 

पर आते हैँ, तब तो वे सर्वत्ताम ही रहते हैं. परन्तु जब वे संज्ञाओं के 

स्थान पर नहीं, वल्कि संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते 
हूं तव उन्हें विशेषण कहते हैं। जेसे-- 


घह नाकर अच्छा था। बह खाना बनाता सी ज्ञानता था। 


इ२ मानक हिन्दी व्याकरण 


कि /-०/५९७००/४० १७७ ्विकपश्यिका#पिका/र्ि #्पिकन पक पाप (पे काम्थिट पिकरवियक0 हरी ेलजर प०/रीन७->मी ये. डर -न्‍रयेक-र अर ३० 6/३७७७/“९५७»८पज#र या, इराक यमन /#म्पफनमि७#रपका्विद,. व्विकाक्सिक पका हर २मरी फनी डश्न्मी 


इन वाक्यों में पहले वाक्य का बह? विशिष्ट नौकर की ओर संवे 
करता है, इस लिए विशेषण है, और दसरे वाक्य का बह? उसी नोः 
के स्थान पर आया है, जिसका उल्लेख पहले वाक्य में हो चुका 
इस लिए दूसरे वाक्य का वह” सबनास है | 


अभ्यास 


१. स्वेनाम की परिभाषा बतलाइये । 

२. सवनाम के कितने विभेद होते है ? उदाहरण सहित लिखिए । 

३. सवनाम किस अवस्था मे विशेषण होता है? चार उदाहरण दे 
स्पष्ट कीजिए । हु 


सातवाँ प्रकरण 
विशेषण 


हम बतला चुके हैं कि संज्ञा किसी मूत्ते या अमूत्ते वस्तु के नाम 
गे कहते हैं; और सर्वेनास उस शब्द को कहते हैं. जो संज्ञा के स्थान 
र उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है । परन्तु विशेषण इन 
गैनों से भिन्न है। व्याकरण में विशेषण से असिप्राय ऐसे शब्द से 
गेता है. जो किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी (क ) कोई 
वेशेषता बतलाता है या उसके किसी गुण का निर्देश करता है। 
' ख ) स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति निधोरित करता है अथवा (ग ) 
केसी चीज को अन्य चीजों से प्रथक्‌ या भिन्न बतलाता है। नीचे 
लेखे वाक्य देखिए-- 


( क ) रास भला है. (घ ) काम पूरा हो गया । 

(ख ) घर सुन्दर बना है।  (च ) यह खिड़की छोटी है. | 

(ग॒ ) पुस्तक अघूरी रह गई। (छ ) बह काम मैं करूँगा। 

( क ) वाक्य में भत्ता? शब्द रास ( संज्ञा ) की विशेषता बतलाता 
है और ( ख ) वाक्य में सुन्दर शब्द घर ( संज्ञा ) के एक विशिष्ट 
शुण का सूचक है। (ग) और ( घ ) वाक्यों में 'अधूरा' और 'पूरा' 
शब्द क्रमात्‌ पुस्तक ओर काम ( संज्ञाओं ) की विशिष्ट स्थितियों के 
सूचक हैं| तथा (च ) ओर ( छ ) वाक्यों में यह” और बह? शब्द 
कऋ्रमात्‌ किसी खिड़की और कास को अन्य खिड़कियों तथा कायों से 
अलग या प्रथक्‌ करते हैं. | 

प्रायः सभी चीजों में अनेक गुण होते हूं परन्तु जब हम किसी 
चीज़ के नास ( संज्ञा ) के पहले कोई विशेषण लगाते हैँ, तब हम एक 
प्रकार से उसके सब गुर्गों पर से दृष्टि हटाकर किसी एक विशिष्ट गुण 
पर ध्यान देते हुए उसकी चचौ करते हैं; और अप्रत्यक्ष रूप से उसका 


मानक हिन्दी व्याकरण 


सिनदामलापपका// १९ कार परिसर दीवाली (रन पिशाशरयत 8 नरक पक नि करियर) एम कननीयकललटी पतली हट पकने. 





हिकिकलकीसिक-ल नकल कवि पममि िह पक 


व्यावहारिक क्षेत्र कुछ सीमित कर देते हैं। पुस्तकें अनेक अकारई 
होती हैं | परन्तु जब हम कहते हैं--वैज्ञानिक पुस्तक! तब वि 
से सम्बन्ध न रखनेबाली पुस्तकों को हम बिलकुल अलग छोड़ देते है 
घोड़े बड़े, छोटे, काले, लाल, सफेद आदि कई आकारों तथा रंगों 
होते हैं, परन्तु जब हम घोड़ा” शब्द से पहले उक्त विशेषणों में ९' 
कोई एक विशेषण लगाते हैं, तबं हम उसे और सब घोड़ों से अला' 
करके उसकी कोई पहचान या विशेषता बतलाते है। जेसे-छो० 
घोड़ा, काला घोड़ा आदि | इससे सिद्ध होता है कि विशेषण संकज्ञाओं 
का विस्तार या व्यापि मयोदित करते हैं। विशेषण जब संक्ञाओं की 
स्थिति स्पष्ट करते हैं, तब चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हो. पर किसी 
संज्ञा की कोई बिशिष्ट स्थिति अन्य स्थितियों से अलग करके बतलाते 
हैं| कोई बात सच भी हो सकती है ओर झूठ भी परन्तु जब यह कहा 
जाता 8 कि यह बात झूठ” 8, तब हम उस बात के सच” होने की 
थति को झूठवाली स्थिति से अलग करते हैं। इस प्रकार यहां भी 
विशेषण में अथ को मयादित करने का भाव निहित है | कुछ लोगों का 
विचार हे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ जब विशेषण प्रयुक्त होते 
तब बे संज्ञाओं की व्याप्ति मयोदित नहीं करते | जेसे--रावण निर्देय 
यथा विद्वान था | यहाँ निदयता या बिद्धत्ता सर्यादित करने का भाव नहीं 
है, बल्कि उसकी अधिकता जतलाना ही अभीष्ट हैं। फिर भी यदि 
सच््म दृष्टि से देखें तो यहाँ निर्देय या विद्वान्‌ शब्द से रावण में होने 
वाली सदयता या अज्ञान का अभाव सूचित किया गया हे. और इस 
प्रकार उसकी व्याप्ि कम की ग 


हम ऊपर कह आये हैँ कि विशेषण संकज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते 
हैं | तात्विक दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते है । कुछ अवस्थाओं 
में तो विशेषण संज्ञाओं स पहले प्रयुक्त होते 6 ओर कुछ अवस्थाओं में 
संज्ञाओं के वाद | जेस-- बे 
(के) यह पराना घर. हे | 
( ख ) वह घर नया वना है। अथवा 


विशेषण , ३४ 


किययरनरिककर (री पिला नरीिशकलीिलन जी परम कमा मरी जला कफ पाक पर विकटकी कक) वकलक लत 





(क ) खद्य फल नहीं खाना चाहिए | 
( ख ) यह फल्न मीठा है । 
संज्ञा से पहले आनेवाले विशेषणों को - विशेष्य विशेषण” और 
संज्ञाओं के बाद में आनेवाले विशेषणों को विधेय विशेषण? कहते 
हैं। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता क्रिसी विशेषण के 
हारा बतल्ाई जाय, अथोत्‌ जिस संज्ञा के अर्थों को कोई विशेषण 
सयोदित करता हो, बही विशेष्य है। इस प्रकार जो विशेष्य ही का 
विशेषण हो, वही विशेष्य विशेषण हुआ। जेसे--'काला आदसी', नई 
किताब! में के 'काल/ और 'नई' शब्द । परन्तु जो विशेषण संज्ञाओं के 
पीछे, परन्तु क्रिया-पद अथवा विधेय' से पहले आते हैं. उन्हें विधेय 
शेपण कदते हैं। जेसे-- ० 
सोहल अन्धा है, पुस्तक वढ़िया है, आकाश स्वच्छ है. आदि 
वाक्‍्यों में अन्धा, बढ़िया और स्वच्छ विधेय विशेषण हैं, क्योंकि सोहन, 
पुस्तक और आकाश के बाद आये हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि एक ही विशेषण एक प्रकार के वाक्यों में विशेष्य विशेषण 
हो सकता ह और दूसरे प्रकार के वाक्‍्यों में विधेय विशेषण | 
विशेषणों के भेद 
व्याकरण में सामान्य: विशेषणों के चार भेद साले गये हैं :-- 
१. गुण-वाचक विशेषण । 
२. संख्या-वाचक विशेषण । 
३. परिसताण-बाचक विशेषण | 
४. सावसामिक या निर्देशक.विशेषण | 
अब दस विस्तार स उक्त भेदों पर विचार करेंरे । 
बम 2 यम 
१. विधेय उस शब्द या वाक्य यो कहते हैं, जिस 


में छुट विधान किया घर्मात्‌ कद्य जाता है। विशेष देखेंदाक्य सवना' के 
प्‌ 
कझान्तयत । * 


हारा किसी के सं्ध 


३६ मानक हिन्दी व्याकरण 


१, गुण-वाचक विशेषण 


मुण-बाचक विशेषण संज्ञा के गुण का बोध कराता है। गुण 

अन्तगेत संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, स्थिति, काल: देश, स्वेभ 
आदि सभी आ जाते हैं। ज॑ 

(के ) दृश्य मनोरम था | ( रूप-बाचक ) 

( ख ) जल श्याम था। ( रंग-बाचक ) 

( ग ) मकान छेंचा या ल्म्बान्चींड़ा था। ( आकार-प्रकार वाच१ 

( घ) नदी गहरी थी | ( आकार-प्रकार वाचब् 

( डः ) राम बीमार था| ( स्थिति-बाचक ) 

( च ) मोहन धनी था | ( स्थिति-वाचक ) 

( छ ) आगामी रविवार को अधिवेशन होगा | ( काल-बाचक ) 

(ज ) पिछले वर्ष में पञ्माब गया था | ( काल-बाचक ) 

( झ ) यह वनारसी आम है । ( स्थान-बाचक ) 

(ट ) यह मदरासी साड़ी है| ( स्थान-बाचक ) 

(5 ) मोहन भला लड़का है। ( विशेषता या गुण-बाचक ) 

(ड ) बह न्यायप्रिय है ( स्वभाव-वाचक ) 

इस प्रकार गुण-बाचक विशेषणों के रूप-बाचक, रंग-बाचक, आकार- 
ग्रकार-बाचक, स्थिति-वाचक, काल-बाचक, स्थान-बाचक, विशेषता या 
स्वभाव-बाचक आदि अनेक भेद किये जा सकते हें। परन्तु विस्तार 
भय से इन सब का गुण-वाचक भेद ही रखा गया हे | गुण-बाचक 
विशेषणों के साथ प्रायः सा, सी आदि अव्ययों का सी प्रयोग होता 
है| जसे-- 

(क ) वह छोटा-सा राज्य हे । 

(ख ) यह छोटी-सी बात हे | 

उक्त दोनों वाक्‍्यों में राज्य और बात की छोटाई को साया सी 

।डकर और भी सीमित कर दिया गया है। कभी-कभी सा, सी के 

योग से सदृशता भी सूचित होती हे। जेसे--बह नीली-सी साड़ी 
पहने थी | 





४६9४ हि 
रा 


विशेषण ८ ३७ 


हरा हरयिललहानली कर पर हमिियाातसयेकानरयड लटक ह्षियमओमिफा#निक#यिया हद कमरीपया०अहमपडा कीपिकाकरनयलानी कला, (सजा यह यहा चेक विकार पिकयरी न्‍2रीककारीयकालरीपकनरीप) #रयिककािधारिपिका ये ##नियानन्विकरन्िरमियाए #यिक्सिकक किंग, 
कस 


२, संख्या-वाचक विशेषण 


“जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हों, उन्हें संख्यावाचक 
विशेषण कहते हैं । जैसे-- » 


क्र /ः इस विद्यालय में पॉच सौ विद्यार्थी हैं | 
' (» मैंने दश पुस्तकें पढ़ी हैं। , 
»ति ] उसने कई काम किये हैं | 
मैंने अनेक खेल खेले हैं | 
उक्त वाक्‍्यों में पाँच सौ; दस, कई और अनेक विशेषण क्रमात्‌ 
विद्यार्थियों, पुस्तकों, कामों और खेलों की संख्याएँ बतलाते हैं; अतः ये 
संख्यावाचक विशेषेण हैं। !े 
संख्या-बाचक विशेषणों के दो प्रमुख भेद हैं. :-- 
(क ) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण; और 
( ख ) अनिश्चित संख्या-वाचक विशेषण | 
पाँच, दस, पाँच सौ, हजार आदि निश्चित संख्या के सुचक विशेषण 
हैं; और अनेक, बहुत, सैकड़ों, हजारों, सब, कई, कुछ, अल्प, थोड़े 
आदि अनिश्चित संख्या के सूचक विशेषण हैं। कक्षा में पाँच-सात या 
जीस-बाईस छात्र पढ़ते हैं ।! वाक्य में 'पॉच-सात' और चीस-बाईसः 
विशेषण भी स्वतः निमग्धित संख्यावाचक विशेषण होने पर सी यहाँ 
निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसलिए यहाँ ये अनिश्चित संख्या- 
बाचक बिशेषण हो गये हैं | 
निश्चित्त संख्या-वाचक विशेषणों के भी पाँच भेद किये गये हैं :--- 
रु ( के ) गणना-वाचक विशेषण, संज्ञाओं की गिनती बतलाते हैं. 
जसे--चार आम, पाँच केले | जब गणना पूर्ण अंकों में हो तो विशेषण 
पूणाझ-बोधक होगा; और जब गणना अपूर्ण अड्डों में हो तो विशेषण 
अपूर्णोक्क बोधक होगा १, २) ३, ४, पूर्णोद्क बोधक विशेंपण हू और १२ 
२॥३, ३५, ४७, आदि अपूणोक्न बोधक विशेषण हैं | 


श््८ मानक हिन्दी व्याकरण 


( ख ) क्रम-बाचक विशेषण, गणना क्रम में संज्ञाओं की क्रफ्ि 
स्थिति सूचित करते हैं। जेसे--इस गली में पहला घर- राम का 
दूसरा कृष्ण का, तीसरा मोहन का और चौथा मेरा हे । इसी प्रका 
पांचवां, छठा, सातवां आदि भी क्रम-बाचक विशेपण है | 


(ग) आवृत्ति-वाचक विशेषण, किसी संख्या के कई गुने अधि 
मान के बोधक होते हैं। जैसे-में उसे दूने रुपये देने को तेयार हैं| 
या वह चौगुना धन चाहते हैं। यहाँ दूना और चोगुना आदृत्ति-वाचक 
विशेषण हैं | अथौत्‌ जब हम किसी विशेषण की कई आवृत्तियाँ करते 
हैं, तो उसे आवृत्ति-बाचक विशेषण कहते हैं | 


( घ ) समूह-वाचक विशेषण, उन विशेषणों को कहते हेँ। जिनसे 
एक से अधिक संख्याओं का सामूहिक रूप से बोध होता हे | जेसे-- 
तीनों लड़कों ने मिलकर पेड़ गिरा दिया। या चारों भाई यात्रा करने 
गये ह। तीनों! और “चारों! समूह-वाचक विशेषण हैं | 





'#?नन»री यार नजकी नर 69५५ >रीम कलर 3 जर लरीयज रीयल नर तरमप५-+>कीयननरी पन्ना हरी -उियकन्‍रीयय० न... ली नपिकजारीनाा का, 


(व ) विभाग-बाचक विशेषण से अभिप्रांय ऐसे विशेषण से होता ' 
है जो किसी समूह के सभी सदस्यों का एक साथ या सामूहि 
रूप से नहीं, बल्कि, उसके एक-एक सदस्य का अलग-अलग बांध 
कराता हो । र आदसी को काम और खाना-कपड़ा मिलना 
पाहिए। या प्रत्येक देश को इस सम्मेलन सें अपना प्रतिनिधि 
भेजना चाहिए | उक्त बाक्‍्यों सें “हर” और "प्रत्येक! विभाग-वाचंक 
विशेषण हैं । 


३. परिप्ताण-बाचक विशेषण 


जिन विशेषणों से संज्ञाओं का भार, सांप आदि सूचित होता हे, 
उन्हें परिसाण-चाचक विशेषण कइते हे | जसे--सेर- सर दूध, चुल्लू 
भर पानी; छझुट्ठी सर आटा, कुछ कपड़े, सारा कास आदि 4 इन पढों से 
सेर भर; इुल्ल भर, कुछ ओर सारा परिमाग-ब्राचक्‌ विशेषण हैं।  , , 


परिसाण-बाचक विशेषणों के भी दो भेद किये जाते|हं--निश्चित 


हे आए 


5६९ /३३ 


है विशेषण ३६ 
(िलशाररीपल्कत पिता कुमिषरकीी सका पकनरी, ' फंपशहहपिककयिकल्‍रििया टर्विकअमविकम्विकान पक 'सिविकायाा+१७३/पक सिवा कह यार य पक यह (मकारपिकररर्य“ ८#थारेकञा९+न पक की पिककीचिकर चिकनी पट #पेकनयिकली पक किक. कमिशषनीमकालतनतकरी कर. 


परिमाण-बाचक और अनिश्चित परिमाण-वाचक | सेर; पाव,- छुटांक, 
गज, फुट, इच्च आदि निमश्वित परिमाण-वाचक विशेषण हैं, और थोड़ा, 


// १ ;- 


बहुत, कुछ, सारा आदि अनिश्चित परिमाण-वाचक विशेषण हैं । 


४, सावनामिक या निर्देशक विशेषण 

'सर्वेत्षासः प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि 
कुछ सर्वेनाम विशेषणों की तरह भी भयुक्त होते हैं। साधारणतया 
सम्बन्ध-वाचक, निम्चय-वाचक, अनिश्वय-वाचक और भप्रश्न-वाचक संबे- 
नाम जब संज्ञाओं का प्रतिनिधित्व न करके उनके पहले प्रयुक्त होते 
ओर उनकी विशेषता सूचित करते हैं; तब उन्हें साबेनामिक विशेषण 
कहते हैं। जैसे--यह मकान मेरा- हे! या 'रास का वह घोड़ा है |” 


उक्त वाक्य में, यह” और बह? स्वेनाम होने पर भी विशेषणों - का 


काम देते हैं। इस प्रकार तुम, हम आदि सबेनासों के षष्टी विभक्ति 
से युक्त रूप सी विशेषणों के समान प्रयुक्त होते हैं. । जैसे--+ 
'तुम्दारा घर दूर है” या “हमारी छाया सदा हमारे साथ रहती है ।” 
ऐसे अबसरों पर इन्हें सावेनामिक विशेषण: कहते हैं। साबेनामिक- 
विशेषण विशेष रूप से किसी संज्ञा की ओर निर्देश करते हैं इसलिए 
इन्हें निर्देश विशेषण भी कहा जाता है | 


विश्षेपणों में तुलनात्मक तत्त्व | 

कथी-कशी विशेषणों में तुलनात्मक तत्त्व सी रहता है.। तुलना के 
विचार से विरोषणों की तीन अवस्थाएँ माली गई हैं। जिन्हें सामान्य 
या मूलावस्था, उत्तरावस्था या तरप्‌ स्थिति और उत्तसावस्था या तसपू 
स्थिति कहते हैं | जब प्रत्यक्ष रूप में किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों, 
चीज़ों के आधार पर किसी विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या चीज 


चर स्थिति 55 बठ की 3 उस के *, आल धा 
हा लक जे लात हु; तब उ स्थांत को सामान्य या सूल अवस्था 
कान ह। जैंस-- | 


रामयोग्य लड़का है।..... 5 
हि सोहन वीर था) 7१ न ७८ 


9० मानक हिन्दी व्याकरण 


>्यतिफेतापउम्िारिक॥ कीपकारमयानरीरा< 2 काल कम करनतिमआहर।. कि डरयिकातिमिदी, 





दरीवार-ररतिाल्‍ीशह किये, मिला कपडरिय कलाम (रकम वमकी कम डान्‍न्विकक केला पर किले. 


उक्त वाक्य में 'योग्गः और 'वीरः सामान्य या मूल स्थिति 
विशेषण हैं, परन्तु जब विशेषण से व्यक्त रूप में एक चीज ३, 
दूसरी चीज की अपेक्षा अधिक या कम गुणवाल्ी सूचित करना पढ़ता 
है. तब उस स्थिति को उत्तर अवस्था या वरप्‌ स्थिति कहते हैं। 
जेसे--कष्ण से राम अधिक योग्य है | या कृष्ण से राम योग्यतर है। 
अथवा मोहन से सोहन अधिक वीर है | या मोहन से सोहन बीस 
है।। अधिक योग्य, अधिक बीर, योग्यतर और वीरतर उत्तर स्थिति वे 
सूचक विशेषण होंगे। जब एक चीज का गुण अन्य सब चीजों की 
अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया जाता है; तब उस स्थिति को 
त्तसावस्था या त्तमपू स्थिति कहते हैं । जैसे--यदि कहा जाय, राम 
योग्यत्म छात्र है? अथवा कहा जाय, 'काश्मीर सुन्दरतम देश हे? वो 
'योग्यतम्‌! और 'झुन्द्रतम” विशेषण उत्तम स्थिति के वाचक विशेषण 
होंगे। उत्तर या तरप्‌ स्थिति की अपेक्षा उत्तम या तमप्‌ स्थिति और 
अधिक ऊँची बल्कि यों कहना चाहिए कि सबसे अधिक ऊँची होती 
है| स्वयं उत्तर शब्द भी विशेषण रूप में तरप्‌ स्थिति का और उत्तम 
शब्द तमप्‌ स्थिति का विशेषण है । मूलावस्था के विशेषण में पहले 
अधिक? या बाद में तर! प्रत्यय जोड़ने पर उत्तरावस्था का और पहले 
बसे अधिक! या बाद के 'त्म” प्रत्यय जोड़ने पर उत्तमावस्था का 
विशेषण बन जाता है| केवल संस्कृत विशेषणों में ही तर और तम 
अत्यय जोड़े जाते हैं । 


विशेषण ओर संज्ञाएँ 


कभी-कभी विशेषणों का अयोग संज्ञाओं की तरह भी होता हे और 
कभी-कभी संज्ञाएँ सी विशेषणों की तरह पयुक्त होती हैँ | जेसे-- 
( क ) बड़ों का आदर करना चाहिए | 
( ख ) छोटों को प्यार करना चाहिए | 
(ग ) दुष्टों का सज्ज नहीं करना चाहिए | 


(घ ) कल्याणी ! तुमसे मेरा कल्याण ही होगा | 


विशेषण 9९ 


“7 अक्त( क्‌) वाक्य में बड़ा विशेषण बड़ों" रूप में बेर के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। (ख ) वाक्य मे _छोटों' का प्रयोग हा लोगों 
के लिए- हुआ है। (ग) वाक्य में दुष्टी का प्रयोग भी हे की 
ु, लोगों के लिए ही हुआ है। और (घ ) वाक्य सें कल्याणी विशेषण 
'ऋप में प्रयुक्त न होकर संज्ञा रूप में अयुक्त हुआ हे और इस प्रकार 
हल्याण करनेवाली सी के लिए आया है। अतः यहाँ विशेषण ही संज्ञा 
के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तात्पये यह है कि कुछ अवस्थाओं में संज्ञाओं 
फ्ा लोप हो जाता है और उनके विशेषण उन संज्ञाओं का अथात्‌ 
विशेष्यों का और विशेष्यों की विशेषताओं का भी समान रूप से बोध 
कराने लगते हैं. । हे 
कुछ अवस्थाओं में संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं | 
( क ) वह लड़का भीम है । 
( ख ) तुम तो हरिस्नन्द्र निकले । 
( ग) दुकानदार चोर है । 
यहाँ भीम, हरिश्वन्द्र और चोर का श्रयोग संज्ञाओं के रूप में नहीं, 
बल्कि विशेषणों के रूप में हुआ है । कारण यह है कि पहले वाक्य में 
भीम का प्रयोग अज्जुन के भाई भीम के लिए नहीं हुआ है, बल्कि 
उस भीम नासक व्यक्ति की-सी मोटाई था शक्तिमत्ता सूचित करने के 
लिए हुआ है | इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हरिथ्रन्द्र का प्रयोग राजा 
हरिश्वन्द्र का सत्य परायणतावाला गुण सूचित करने के लिए किया 
गया है. इसलिए ऐसे अवसरों पर भीम और हरिश्वन्द्र गुण-बाचक 
विशेषण होंगे | दुकानदार चोर है, में चोर से अभिप्राय उस व्यक्ति से 
नहीं है जो रात को दूसरों के घर में चोरी से घुसकर सामान उठाकर 
ले जाता है, बह्कि यहाँ दूसरों का साल छल से कम तौलनेवाले से 
ह। जिस प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेष्य के लुप्त हो जाने पर 
विशेषण उसका भी स्थान अहण कर लेता है, उसी प्रकार कुछ 
अवस्थाओं में विशेषणों के लुप्त हो जाने पर स्वयं संज्ञार भी अपनी 
विशेषताएँ सूचित करने लगती और विशेषण बन जाती हैं | 


४० मानक हिन्दी व्याकरण 


न्यालशाबाम दिए झा िके। इरिमिकासमिया:+/मिजकायलि; दर रषिवामरीवियकक. पर शयाारविकारजाइरि;, 





_अररयतनकीेक#सि,क-ि हक क्रइतीय: सर जकािनिक धरने. सम्विएमदरियमपदाम: लीपसिारीगयालरयिककमिय, 


उक्त वाक्य में 'योग्गः और 'चीरः सामान्य या मूल स्थिति , 
विशेषण हैं, परन्तु जब विशेषण से व्यक्त रूप में एक चीज के 
दूसरी चीज की अपेक्षा अधिक या कम गुणवाली सूचित करना पढ़ 
है तब उस स्थिति को उत्तर अवस्था या वरप्‌ स्थिति कहते हैं! 
जेसे--कऋष्ण से राम अधिक योग्य है| या कृष्ण से राम योग्यतर है. 
अथवा मोहन से सोहन अधिक वीर है। या मोहन से सोहन वीर-त 
है| अधिक योग्य, अधिक वीर; योग्यतर और वीरतर उत्तर स्थिति 
सूचक विशेषण होंगे। जब एक चीज का गुण अन्य सब चीजों वी 
अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया जाता है, तब उस स्थिति को 
उत्तमाबस्था या तमप्‌ स्थिति कहते हैं | जैसे--यदि कहा जाय, राम 
योग्यतम छात्र है; अथवा कहा जाय, 'काश्सीर सुन्दरतम देश है” तो 
थोग्यवम! और 'सुन्द्रतम” विशेषण उत्तम स्थिति के वाचक विशेषण 
होंगे। उत्तर या तरप्‌ स्थिति की अपेक्षा उत्तम या तमप्‌ स्थिति और 
अधिक ऊँची बल्कि यों कहना चाहिए कि सबसे अधिक ऊँची होती 
है| स्वयं उत्तर शब्द भी विशेषण रूप में तरप्‌ स्थिति का और उत्तम 
शब्द तसप्‌ स्थिति का विशेषण है । मूलावस्था के विशेषण में पहले 
“अधिकः या बाद में 'तरः प्रत्यय जोड़ने पर उत्तरावस्था का और पहले 
सबसे अधिक? या बाद के 'तम? पत्यय जोड़ने पर उत्तमावस्था का 
विशेषण बन जाता है| केवल संस्कृत विशेषणों में! ही तर और तम 
अत्यय जोड़े जाते हैं । 


[4० पकिक प रे $ ५» 
विशषण आर सनज्षाए 
कभी-कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं की तरह भी होता हे और 
[ 5 है. कै जय# ४5 शेपणों का] पु से 
कभी-कभी संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं| जसे-- 

( क ) बड़ों का आदर करना चाहिए | 
(ख ) छोटों को प्यार करना चाहिए | 
( ग) दुष्टों का सद्ग नहीं करना चाहिए | 
( घ ) कल्याणी ! तुमसे मेरा कल्याण ही होगा | 


विशेषण ४९ 


नकल 7-77 
कर (क) वाक्य में घड़ा विशेषण बढ़ी ख्प से हे 
ए प्रयुक्त हुआ है। ( ख ) वाक्य में छोटों! का प्रयोग के गो 
लिए हुआ है। (ग) वाक्य में दुआ का प्रयोग भी दे कण 
2 लोगों के लिए ही हुआ दै। और ( घ) वाक्य में क्याणी दें 
प सें प्रयुक्त न होकर संज्ञा रूप में प्रयुक्त हुआ हूँ के इस श्रकार 
ल्याण करनेवाली खी के लिए आया 5 अत चला व हो 
$ रुप में प्रयुक्त हुए हैं.। तात्पये यह है कि कुछ अवस्थाओं में संजञाओ 
# लोप हो जाता है और उनके विशेषण उनसंज्ञाओं का अथात्‌ 
वेशेप्यों का और विशेष्यों की विशेषताओं का भी समान रूप से बोध 
हराने लगते हैं.। २५ 
कुछ अवस्थाओं में संज्ञाएँ भी विशेषणों की तरह प्रयुक्त होती हैं । 
( क ) वह लड़का भीस है। 
( ख) तुम तो हरिश्नन्द्र निकले । 
(ग) ठुकानदार चोर है| 
यहाँ भीम, हरिश्वन्द्र और चोर का भ्रयोग संज्ञाओं के रूप में नहीं, 
बल्कि विशेषणों के रूप में हुआ है । कारण यह है. कि पहले वाक्य में 
भीम का प्रयोग अज़ुन के भाई भीस के लिए नहीं हुआ है, बल्कि 
उस भीस नामक व्यक्ति की-सी मोटाई ग्रा शक्तिमत्ता सूचित करने के 
लिए हुआ है | इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हस्सख्विन्द्र का प्रयोग राजा 
हरिश्न्द्र का सत्य परायणतावाला गुण सुचित करने के लिए किया 
गया है इसलिए ऐसे अवसरों पर भीम और हरिश्वन्द्र गुण-बाचक 
विशेषण होंगे । दुकानदार चोर है, में चोर से अशिप्राय उस व्यक्ति से 
नहीं है जो रात को दूसरों के घर में चोरी से घुसकर सामान उठाकर 
ले जाता है, बल्कि यहाँ दूसरों का माल छल से कम तौलनेवाले से 
है। जिस प्रकार कुछ अवस्थाओं में विशेष्य के लुप्त हो जाने पर 
विशेषण उसका भी स्थान अरहण कर लेता है, उसी प्रकार कुछ 
शवस्थाओं में विशेषणों के लुप्त हो जाने पर स्वयं संज्ञाए सी अपनी 
विशेषताएँ सूचित करने लगती और विशेषण बन जाती हैं | 


२ मानक हिन्दी व्याकरण 


+4ककमपामिदां. 2१ ०-पज- पान “पार पिका#९नइ करियर पार व. पक फल्‍िाडगियि, पक #्यिक/र पर पकन# १५३५० पेडहरवय अरन्‍षिकरि॥#्मिकइमयेह॒ममविकयिद/मियार्यि्‌ टी पेककरपिल अर पक अकसर ही 


अभ्यास 

१. विशेषण किसे कहते हैं ? विशेष्य, विशेषण और विधेय विशेषणों 
क्या अन्तर है? 

२, विशेषण कितने प्रकार के होते हें ? 

३. गुणवाचक चिशेषण के कितने उपभेद होते हें १ 

४. तुलना की दृष्टि से विशेषणों की अवस्थाओ्ं का निर्देश कीजिए । 

५. संज्ञाओ” के स्थान पर 'विशेषण” ओर “विशेषणो? के स्थान पर संत 
किन परिस्थितियों में अयुक्त होती हैं १ उदाहरण देकर समझ्ाइये । 





आउठवाँ प्रकरण 


क्रिया और क्रिया-विशेषण 


जिस प्रकार 'संज्ञा' नाम को कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया काम के 
कहते हैं। विभिन्न संज्ञाएँ विभिन्न चीजों के नामों क्री सूचक हाती 
हैं; और विभिन्न क्रियाएँ विभिज्ञ कासों की सूचक होती हँ। आना, 
जाना, सोना, जागना; उठना; बैठता, खेलना; कूदना, हँसना, बोलना, 
खाना; पीना; उतरला, चढ़ता, बचना, बिगड़ना आदि शब्द विभिन्न 
कासों का ही बोध कराते हैं। व्याकरण में कामों के बोधक शब्द को 
ही क्रियः कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होनेवाली सभी क्रियाएँ 
नाकारांत होती हैं, अथोत्‌ उनके अन्त सें 'ना! होता हे । परन्तु जब 
विभिन्न कालों में अथवा विभिन्न संज्ञाओं, सर्व-नामों आदि के साथ 
उनका प्रयोग होता है; तब उनसें कई प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, जिनसे 
उनके रूपों में विकार होता है। जैसे-- 

88 हेसती है । | | हँसना” के विकारी रूप | 

राम खेलेगा। ., ; गम 

बच्चे खेलेंगे | | खेलना” के विकारी रूप | 

सकान बनाया गया | ; 5 ० 

मिठाई बनती हे | | बनाना के बिकारी रूप । 


उक्त वाक्‍्यों सें हँसना, खेलना और बचाना क्रियाएँ दो-दो रूपों में 
आई हैं। व्याकरण में ऐसे रूप-परिवर्तेत को विकार कहते हैं। इन 
3303 कारणों के सम्बन्ध सें हम अगले प्रकरणों में बहुत-सी घाएें 
चतलायेंगे। यहा यही स्मरण रखना चाहिए कि क्रियाओं ने; शत्ता 
अकार के रूप क्रिया-पद कहलाते हैं। 


भानक हिन्दी व्याकरण 
-जयाओं के गो करना 
क्रियाओं के भेद 
(कैयाओं सें दो प्रकार या भेद होते “सकमक क्रिया और अ 
कस किया। अकर्मकः का अथ है कम्-रहित्‌ ओर 'सकमंकः का भर्व 
फेस-सहित | क्रिया के के नेवाले को कर्ता कहते हैं. और जिसपर कः 
की क्रिया का फल पडे ड्से केम कहते हैं. । एक वाक्य लीजिये-- 


हा गी पकाता है | 
संज्ञा सा क्रियापद्‌ 


कर्ता केसे 
इसे वाक्य सें मोहन रोटी पकाने की “क्रिया! कर रहा है। यहाँ 

कतो 'पकाना? क्रिया कर हा है और इस किया का फल्र पड़ रहा 

रोटी पर, इसलिए रोटी कम हुई | मोहन सोता है? वाक्य में सोने 
की क्रिया का फल स्वयं कत्तों मोहन पर पड रहा हे किसी अन्य पर ' 
नहीं; इस लिए इस क्य से है। यहाँ सोना? किया का 
व्यापार स्वयं कर्त्ता तक ही सीमित है । ऊ; जो उदाहरण दिये गये हैं: 
उनमें से पहले उदाहरण से पकाना किया के साथ रोटी? कर्म आया 
है, इसी लिए यह किया कर्म-सहित फलत सकमक क्रिया कहलाती 

| दूसरे उदाहरण में सोना क्रिया के साथ कोई कम नहीं आया है 
5पलिए यह क्रिया कमरहित लत: अकरसंक किया कहलाती है | कुछ 
आर उदाहरण लीजिए :-. 


( क ) सीता आम खाती है । ( खाना, सकसेक क्रिया ॥ 


कत्त [; कस, क्रियापद 
( ख) बह उस्तक लाता है। ( लाना, सकमंक क्रिया ) 
फत्ता, कम, क्रियापद 


(गे) बह मकान “गाता है । ( बनाना, सकमक क्रिया!) 
कत्ता, कम, क्रियापढ 


क्रिया और क्रिया-विशेषण ७५ 


अिषककारीनिकन्‍्ययदक यह 
#मदमरक हीपकामरपे4अ पाकर टृिकहरियक/र ९०७८-५७. हट ेलअर केक लरिपननाीीपक हीफिनकीक की 3७+३ सी ज->2५७.>>े>रपन सरियणमरीषण-रीययनरीप फ्पेनलीक०रीयनरीयत जीप नली परी पा लीडर य>ीी५ अशीकदनमीयानटीनलीन, 


(घ) मोहन बातें करता है ।. ( करना, सकमेक क्रिया ) 
कक्तों, कम; क्रियापद ५ 

( च्‌ ) गाड़ी चलती है । ( चलना, अकमक क्रिया ) 
कत्तो; क्रिया-पद्‌ 

(छ ) राम तैरता है. । ( तैरना, अकर्मक क्रिया ) 
कत्तो, क्रियापद 

(ज) में उठता हूं । ( उठना, अकर्मक क्रिया ) 
कत्तों; क्रियापद 

( क ) मोर नाचता है| ( नाचना, अकसेक क्रिया ) 


को, क्रियापद 
अकर्मक और सकमेक क्रियाओं के भेद 


हम कहते हैं, राम जाता है। ऊपर बतलाये हुए सिद्धान्त के 
अनुसार जाना अकरमक किया है। परन्तु हम यह भी कहते हैं --राम 
ब्रनारस जाता है। अब इस वाक्य में बनारस क्या हे ? यहाँ देखना 
यह है कि जाना क्रिया करने से बनारस पर कुछ परिणाम होता है या 
वहीं | बस्तुतः कोई बनारस जाय यान जाय, बनारस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । फलतः बनारस कमे नहीं है, इस दृष्टि से जाना 
क्रिया अकमंक हुई | यहाँ मन में यह खटक रह ही जाती है कि 
जब उक्त वाक्य में बनारस शब्द का प्रयोग किये बिना व्यापार 
की पूर्णता सूचित नहीं होती तब जाना”! अकर्मक क्रिया नहीं होनी 
चाहिए । परन्तु बात ऐसी नहीं 6 । व्याकरण की परिभाषा में जाना 
अपुण अकमक किया है, क्योंकि इसकी पूर्ति में कोई दूसरा शब्द (संज्ञा) 
सहायक हुआ है। अकसक क्रिया में सहायक होनेबाली संज्ञा को 
पूर्ति या पूरक कहते हैं। इसी अकार “राम दिल्ली रहता है”, सें रहना? 
अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और दिल्ली! उसकी पूर्ति है। कुछ सकमक 
क्रियाओं के एक की जगह दो कसे भरी होते हैं। जिस किया के साथ 
दो कर्म होते हैं, उसे ह्विकरमक क्रिया कहते हैं । जैसे-- ही ् 

४ सा० व्या० 


५६ मानक हिन्दी व्याकरण 


सिनववाजारर या या / पिन पक करियर नर पाइप पवार कामिनी पेन प ०७ पद पक #"९ कप +रप3तआ# पा #%५७५6*५.न्‍५ बम 


(क ) धनी निधन को सिशक्षा देता हे | 


अिसपल्‍लीयधल्‍री परम टरकानीक, 





कत्तों कमे कस क्रिया पद 

( ख ) ऋष्ण राम के लिए पुस्तक लाता है | 
८ ८५ 

कत्तों कर्म के क्रियापद 


यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ह्विकमक क्रियाओं 
वास्तविक कर्म तो एक ही होता है, जिसे मुख्य कर्म कहते हैं| 3 
वाक्य सें 'सिक्षाः और पुस्तक! ही मुख्य कम हैं निर्धन और राम य 
कर्म नहीं हैं?” फिर भी कर्म के सदश जान पड़ते हैं | व्याकरण में क 
के सदश जान पड़नेवाले ऐसे कर्मो को गौण कर्म कहते हैं । उ् 
दोनों वाक्‍्यों में देना! और लाना? हविकमेक क्रियाएँ मानी जाती हैं | 

जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं का एक भेद्‌ अपूर्ण अकर्मक क्रिया 
होता हे उसी प्रकार सक्क क्रियाओं का भी एक भेद अपूर्ण सकर्मक 
क्रिया होता है। जेसे-- 


( क ) राम भिक्षा देता हे ( होना चाहिए राम भिखारी को सिश्षा 


देता है ) | 
( ख ) कृष्ण पुस्तक दिखलाता हे (होना चाहिए कृष्ण राम को 
पुस्तक दिखलाता ह ) | 


इन वाक्यों में देना ओर दिखलाना क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं 
की तरह प्रयुक्त हुई हें, क्योंकि दोनों का एक-एक कर्म लुप्र हे | 

कुछ क्रियाएँ अकर्मक भी होती हँ ओर सकर्मक भी | जेसे-- 

( क ) हम लोग दिल्ली में मिले थे। ( मिलना अकर्मक ) 

( ख) मुझे आप का पत्र मिला था । ( मिलना सक्रमंक ) 


(ग?) मेरा हाथ खुजलाता ह्व्‌। ( खुजलाना अकमंक ) 

(घ) में सिर खुजलाता हूं | ( खुजलाना सकमंक ) 

झुनझुनाना, भिलमिलाना, फटफटाना आदि ऐसी अनेक क्रिः 
७० र' 


हैं जो सकमंक ओर अकर्मक दोनों रूपों म॑ समान भाव से प्रः 
१. निधन और राम संभ्रदान कारक में प्रयुक्त हुए हैं, कर्म कारक में नहीं 


रा 


रु 
क्र 


क्रिया और क्रिया-विशेषण (७ 


होती हैं। इनके उदाहरण और प्रयोग शब्द-कोशों में देखे जा सकते 
हैं। इनकी मुख्य पहचान यह छे कि जब इनके साथ कमर न रहे, 
तब इन्हें अकमंक समझना चाहिए, और जब इनके साथ कस भी रहे, 
तब इन्हें सकमेक समझना चाहिए | 5 | 
|... जुछ क्रियायें ऐसी मी हैं. जो एक अथ में तो सकमंक होती हैं. और 
: बूसरे अर्थ सें अकमेक | जैसे--( क ) उसने मुझसे १००) भटक लिये | 
। ( झटकना; धोखा देकर छीनने के अथ में; सकर्मक क्रिया | ) 
' ( ख ) वह बीमारी से कटक गया । ( कटकता, क्षीण होने के अर्थ 
' में; अकर्मक क्रिया | ) 
(क ) गरीबी में कष्ट झेलना। . ( झेलना; सहन करने अथे में; 
सकसंक क्रिया | ) 
(ख ) पानी झेलना । ( झेलना, तेरने के अथथ में; अकमंक क्रिया |) 
(के ) नदी बहना | ( प्रबाहित होना; अकमक क्रिया । ) 
( ख ) भार बहना ( वहन करना; सकमंक क्रिया | ) 


ओरणाथेक क्रियाएँ 


जब कत्तों स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से 
कोई क्रिया कराता है अथवा किस्ती और को कोई क्रिया करने में प्रवृत्त 
'करता है, तो ऐसी अबस्था में क्रिया का जो रूप बनता है उसे 
अरणाथ्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थंक का अथ है जो प्रेरणा के रूप में 
हो। नीचे के वाक्य देखिए-- 

'राम कोई काम करता है।” और 'रास कोई काम कराता है! 
मोहन पुस्तक देता हैः और “मोहन पुस्तक दिलाता है | 

पहले ओर तीसरे वाक्यों में राम और सोहल स्वयं क्रियाएँ 
करते हैं. पर दूसरे और चौथे वाक्यों में वे बही क्रियाएँ दूसरों से 
कराते हें। जहाँ कोई क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा 
5 जाती है, बहाँ क्रिया प्रेरणार्थक हो जाती है। कुछ और उदाहरण 
ज्ाजए - 


श्र्८ मानक हिन्दी व्याकरण 


हा +#नइ# हा #न्‍्ि कहर ३० नपिन अधिक नयिक- पक ०यक विकार ट्रिक हती++मीक.-७०ा+ /73०३०५७-/पप०+म सन स्‍रीपेकन/यकार- पतन शिपिलकीयेक पिया हमर कक, 





अकमक सकमक प्रेरणा्थंक 
पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना 
गिरना गिराना गिरवाना 
बेठना बेठाना बेठवाना 
सुनना सुनाना सुनवाना 
बनना बनाना बनवाना 
चलना चलाना चलवाना 
दौड़ना दौड़ाना दोड़वाना 
क्रिया और धातु 


क्रिया का जो मूल रूप प्रत्यय आदि से रहित होता है, वह धातु 
कहलाता है। संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप अथात्‌ धातु पढ़ 
( पढ़ना ) क ( करना ) चलू ( चलना ) आदि माने गये हैं । इन्हीं 
मूल रूपों में प्रत्यय आदि लगाकर इनके विभिन्न रूप पठति ( बह 
पढ़ता हे ) पठामि ( में पढ़ता हूँ ) अपठत्‌ ( उसने पढ़ा ) आदि रूप 
बनाये जाते हैँ । परन्तु हिन्दीवालों ने 'कर'ः धातु से करता, 
करेगा; करूँगा, करता हूं आदि रूप नहीं बनाये हैं। हमारे यहाँ पढ़ना” 
क्रिया पढ़” धातु से नहीं, बह्कि संस्कृत के 'पठन! शब्द से बनी है । 
इसी प्रकार 'करना? क्रिया 'कर? धातु से नहीं, बहिकि संस्क्ृत करण? 
शब्द से और “चलना? क्रिया हि० “चल? धातु से नहीं, बह्कि सं० 
वलन' शब्द से बनी हे। हमारे यहाँ के अधिकतर क्रियापद भी 
संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश आदि भाषाओं के विभिन्न क्रिया-पदों के ही 
अश्रष्ट, परिवर्तित तथा विकसित रूप हैं। ऐसे क्रिया-पद बहुत थोड़े हैं, 
जो हमने सीधे क्रियाओं या धाठुओं से बनाये हों, और जो बनाये भी 
हैं वे भी बरतुतः अन्य क्रिया-पदों के अलुकरण पर ही बनाये हूं । 
परन्तु संसक्षत के अनुकरण पर हिन्दी के छुछ बयाकरणों ने भी हिन्दी 
क्रियाओं के धातु रुप देँढ़ निकाले और स्थिर कर लिये हं | फिर भी 
सिद्धान्ततः यह सानना ठीक नहीं है कि पढ़” धातु से पढ़ना क्रिया 
वनी और 'पदना? क्रिया से विभिन्न क्रिया-पद ( पढ़ो, पढ़ा, पढ़ें आदि 


क्रिया और क्रिया-विशेषण 8६ 
रूप ) बने हैं; क्‍योंकि हिन्दी में धातुओं से क्रियाएँ नहीं बनती हें । 
हम केवल शब्द-स्वना-विधान की दृष्टि से कहते हें कि क्रियाओं 
से यदि “ना? प्रत्यय हटा दें तो उनके जो रूप बच रहेंगे, उन्हें. घातु 
कहेंगे, और उनमें विभिन्न प्रत्यय आदि लगने से उनके अमुक-अमुक 
क्रिया-पद्‌ या रूप बनेंगे | 

जिस प्रकार धातुओं में “ना? प्रत्यय लगने से क्रिया बनती हे, 
उसी प्रकार कुछ संज्ञाओं, विशेषणों, अव्ययों आदि में भी प्रत्यय 
जोड़कर क्रियाएँ बनाई जाती हैं। जैसे--ठुःख' संज्ञा से 'ठुखना? 
क्रिया, अपना” विशेषण से अपनाना? क्रिया, बड़-बड़” अव्यय से 
“बड़बड़ाना? क्रिया आदि । इससे स्पष्ट है कि कुछ संज्ञाएँ, विशेषण और 
अव्यय भी धातुओं की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें व्याकरण सें ऋमातू 
संज्ञा या नामधातु, विशेषण-घातु और अव्यय-घातु कहते हैं । 

सकसेक क्रिया की धातु सकर्मक-धातु, अकर्मक क्रिया की धातु 
अकमक-घातु, अकरंक तथा सकमंक क्रियाओं की धातु उस्यविध-धघातु 
और प्रेरणाथेक क्रिया की धातु प्रयोज्य-धातु कहलाती है | 

प्रयोग के आधार पर धातुओं के ये तीन भेद किये जाते हैं-- 
मूल धातु; संयोज्य धातु और सहायक धातु । वाक्य में कतो, पुरुष, 
लिंग, वचन, काल आदि के बिचार से क्रिया का जो रूप होता है 
उसे क्रियापद्‌ कहते हैं। राम पुस्तक लिखता है; और राम से 
पुस्तक लिखी जाती हे; वाक्‍्यों में 'छिखता हैं” और “लिखी जाती है? 
ये दोनों क्रिया-पद हैं | इन दोलों क्रिया-पदों में लिख” मुख्य 
या सूल धातु है ओर 'ह” सहायक घातु है; तथा दूसरे क्रिया-पद में 
जा! धातु, लिख” मूल घातु ओर 'ह” सहायक धातु का संयोजन करती 
है इसलिए इसे संयोज्य धातु कहते हैँ । संयोज्य धातु कर्मबाच्य और 
साववाच्य में होती है; कठेवाच्य सें नहीं। इस सम्बन्ध सें 'क्रिया-पद? 
प्रकरण से विशेष रूप से विचार किया गया हे। हिन्दी की प्रमुख 
संयोज्य धातु उठ, जा, हम डाल, दे, | पड़, सार, रख और ले हैं । 





| हक. कक पल मत .सीडपिकनीीयिननरी कार पाए. टन पक>८रिफिननन्‍ीी भाननक किए 





न अिनलल्‍अजलरन्क 


3. हैं, ही, हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी, आदि “ह* घातु के ही रूप माने जाते 


४० मानक हिन्दी व्याकरण 


क्रियाथक-संज्ञा 

धातु में ना' प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का जो साधारण रूप बनता 
और संज्ञा के समान प्रयुक्त होता हे, वह “क्रियार्थक संज्ञा” कहलाता 
है। सामान्यतः जब धातु से बने हुए क्रियार्थक संज्ञा रूप का प्रयोग 
होता है, तब उसके साथ अन्य संज्ञाओं की तरह विभक्तियाँ भी लगती 
हैं, और विभक्ति लगने के फलस्वरूप उसका आकारान्त रूप एकारान्त 
हो जाता है | जेसे-- 


(क ) उन्होंने अपने रहने के लिए मकान बनवाया था | 
( ख ) मेने खाने के लिए नकली दाँत लगवाये हैं | 
( ग ) वह ब्याह करने को तयार हो गया हे | 
(घ ) तुम तो हरदस लड़ने को तेयार रहते हो | 
(ह ) मेरा भी वहाँ बेठने को जी चाहता है| 
जब क्रियार्थक-संज्ञा कतौकारक या कर्मकारक में होती है, तब 
विभक्ति का प्रायः लोप हो जाता है | जेसे--( क ) समझना क्या था ! 
( ख ) आप क्या सुनने आये थे १ ( अथीत्‌ क्‍या सुनने को आये थे ?) 
आः तथा जाए धातुओं से आरंभ होनेवाले क्रिया-पदों से 
हले प्रायः क्रियाथक संज्ञाओं की विभक्ति का लोप हो जाता है| 
जेसे--( क ) वे मुझे देखने ( के लिए ) आवेंगे। (ख) वे हमसे मिलने 
( के लिए ) आये थे । 
जब चाह,पड़,हो आदि धातुओं के क्िया-पद होते हैँ, तब क्रियार्थक 
संज्ञा कर्म के पुंलिग होने पर आकारान्त द्वी रहती हे, कम के स्त्री-लिज्ज 
एकवबचन या बहवचन होने पर ईकारान्त होती है. और कम के पुंलिड्ड 
बहुबचन होने पर एकारान्त होती हे | जसे-- 
( क ) मुझे आम खाना चाहिए | 
( ख ) उस रोटी खानी चाहिए | 
( ग ) तुममें अ्च्छाइयाँ होनी चाहिए । 
(घ ) राम को शास्त्र पढने चाहिए | 
( ड ) कृष्ण को अत्याचार सहना पड़ा | 


इफिरयिकडफी किक: 





क्रिया और क्रिया-विशेषण ५९ 


( च) मोहन को कष्ट सहने पढ़ें । हे 
(छ) उन्हें भाइयों केव्यंग्य सुनने पड़ते हैं. 
ना प्रत्यय युक्त धांतु से बनी हुई क्रिया या क्रियाथक संज्ञा क्रिया 
पद्‌ के रूप में आदेश देने, प्राथना करने आदि के लिए ग्रयुक्त होती हे | 
जैसा “वहाँ मत जाना; उपस्थिति अवश्य लिखाना, कुछ देर यहीं 
बैठना आदि । दस्त 
चाह, लग आदि संयोज्य क्रिया-पदों के पहले क्रियाथक संज्ञा मूल 
धातु के रूप में आती है | जेसे-- 
( क) बच्चा रोने लगा | 
(ख) लड़का गाने लगा। 
(ग) वह जाना चाहती हे । 
(घ) में पत्र लिखना चाहती हूँ । 
(डः ) बह कूदने लगा था। आदि। 


क्रिया-विशेषण 


जिस प्रकार संज्ञाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति 
मयोदित तथा स्पष्ट करनेवाले शब्द विशेषण कहलाते हें, उसी प्रकार 
क्रियाओं की विशेषताएँ बतलाने अथवा उनकी स्थिति मयोादित तथा 
स्पष्ट करनेवाले शब्द क्रिया-विशेषण कहलाते हैं। परन्तु कुछ अवसरों 
पर क्रिया-विशेषणों से क्रियाओं के अतिरिक्त विशेषणों की भी, 
विशेषताएँ सूचित होती अथवा उनकी स्थितियाँ सयोदित तथा स्पष्ट 
होती हैं। इसलिए अंग्रेजी व्याकरण के अनुकरण पर हमें क्रिया- 
विशेषण की व्याख्या कुछ विस्तृत करनी पड़ती है। इस दृष्टि से 
क्रिया-विशेषण ऐसे शब्द कहलाते हैं जो क्रियाओं और विशेषणों की 
विशेषता बतलाते तथा उनकी स्थिति सयोदित या स्पष्ट करते हैं। 
हस कहते हं--जलदी चलो। यहाँ जल्दी” शब्द चलने की क्रिया में 
कुछ विशेषता का आरोप करता है, इसलिए जल्दी क्रिया विशेषण है । 
उसने बहुत बड़ा मकान बनाया है? में 'बहुत” शब्द 'बड़? विशेषण 


श्र मानक हिन्दी व्याकरण 


'इसपकन्‍नयमम्न्‍कनमय 2रययतहरयन-र यम, 6#१९५०/मनपा७## ३०८... यहा वया्पका#यक #९७५८४०९५५/४०९७७०/०७, ७ करपिक लेक पिजनरी 3 किन /रिपजअ,. डर +१+७“ परे हलक यम #्विकमस 


को विशेषित करता हे, इस लिए यह क्रिया-विशेषण हुआ प्रका 
वह अत्यन्त भूखा है? में 'अत्यन्तः क्रिया-विशेषण है । 
हिन्दी में क्रिया-विशेषणों का कोई स्वतंत्र बर्ग नहीं है । संत्र 
विशेषण और अव्यय जब क्रियाओं की विशेषता बतलाने लगते! 
प्ि ई> वे ५ जेसे 
तब वही क्रिया-विशेषण कहलाने लगते हैं। जसे-- 


संज्ञा क्रिया-विशेषण 
तुम्हें जल्दी किस बात की है | जल्दी चलो 
वह उनका पीछा करता रहा | उनके पीछे चलो 
यह हमारे सामने की बात है | सामने देखो | 
विशेषण क्रिया-विशेषण 
पहले लड़के को बुलाओ | काम पहले करो | 
अच्छे दिन आयेंगे । हम कब अच्छे होंगे | 
थोड़ा काम करो | थोड़ा बोलो | ह 
अव्यय क्रिया-विशेषण 
धीरे काम करो धीरे चलो | 
इधर ऐसा होता है | इधर आओ | 
अभ्यास 


१. किया छिसे कहते हैं, ओर विशेषण से उसमें क्या श्रन्तर है । 

२. सकमक अकर्मक क्रियाजों के भेद वतलाइये । 

३. पूत्ति या पूरक किसे कहते है ? दो वाक्य बनाकर इसके उदाहरण 
दीजिए । 

४. ऐसे पॉच वाक्य बनाइए जिनमें प्रेरणा्थक क्रियाओं का प्रयोग हो । 

५. क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं ? उसकी श्रयोग-विधि-उदाहरण देकर 
समझाइये । ड़ 

६. धातु किसे कहते हैं? धातुए कितने प्रकार की होती हे १ 

७. क्रिया-विशेषण की व्याख्या कीजिए १ दश ऐसे शब्द वतलाइए जो प्रसंग 
के अ्रन॒कार क्रिया-विशेषण भी होते हो और संज्ञा या विशेषण अथवा श्रव्यय भी । 


कैनती. तल डा. 


नवाँ प्रकरण 
अचटयय 


ययः का शब्दा्थे है-जिसमें कभी किसी प्रकार का व्यय 
अथोत्‌ परिषत्तेन या विकार न हो। इसी आधार पर व्याकरण से 
अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं, जिनके रूप में परिवत्तेन या विकार 
नहीं होता | दूसरे शब्दों में, हम अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हें जो 
सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हों; जिनपर न तो वाक्‍्यों की बनावट 
का और न उनके सबेनामों, संज्ञाओं, विशेषणों, क्रियाओं के लिगों, 
चचनों. कारकों या बाच्यों का कोई प्रभाव पड़ता हो | अव्यय पद 
सभी लिंगों, बचनों, कारकों आदि में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसी 
लिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं | संज्ञाएं, विशेषण, सर्वेनाम 
और क्रियाएँ तो बिकारी होती हैं, पर अव्यय सदा अविकारी होते हैं | 
कुछ उदाहरण ज्ञीजिए-- 
१. राम यह पत्र कल लाया था | 
२. सीता यह पत्र कल ले जायगी | 
३. कल के आये हुए पत्र संसाल कर रखना | 
४. कल सोमचार होगा । 
४. आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए । 
ऊपर के वाक्य ध्यानपूबक देखने से पता चलेगा कि उन्तमें संज्ञाओं 
सवनासों, क्रियाओं तथा उनके कालों, लिंगों, बचना, क्रियापदों आदि 
के रूप तो सिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, परन्तु इन सभी वाक्यों में एक 
कल' शब्द ऐसा है जो सब अबस्थाओं से बराबर एक ही रूप में प्रयुक्त 


हुआ है। इसके रूप में कहीं कोई परिवत्तेन या विकार नहीं हुआ, 
र 
न कसी होता ही हे, इसलिए 'कल्? शब्द्‌ अव्यय है | कु 


४४ सानक हिन्दी व्याकरण 





अव्यय ओर क्रिया-विशेषण 


कई बातों में अव्यय और क्रिया-विशेषण बहुत कुछ एक से होते | 
इन दोनों के रूपों में कभी विकार नहीं होता। ये दोनों स्वतंत्र शब् 
भी हो सकते हैं और अन्य शब्दों के विकारी रूप भी | क्रिया-विशेषण 
लिए यह आवश्यक है. कि वह किसी क्रिया ( अथवा विशेषण ) 
विशेषता बतलाता हो अथवा उसके प्रकार, स्वरूप, आदि को मयाीद . 
तथा स्पष्ट करता हो, परन्तु अव्यय क्रिया ( या विशेषण ) की विशेषता 
नहीं बतलाते | वे केवल विशिष्ट स्थितियों के द्योतक होते हैं | इसीलिए 
क्रिया-विशेषणों और अव्ययों की बिल्कुल एक नहीं मानना चाहिए । 
जेसे-- 

( क ) यह घोड़ा तेज चलता है | 
( ख ) आगे घोड़ा चल रहा था और उसके पीछे हाथी । 

( क ) वाक्य में तेज” शब्द चलना क्रिया की विशेषता वतलाता 
है, इसलिए वह क्रिया-विशेषण है | परन्तु ( ख ) वाक्य में आगे और 
पीछे शब्द क्रियाओं की चिशेषता नहीं बतलाते, बल्कि विशिष्ट स्थितियां 
मात्र सूचित करते हं। किसी क्रिया या विशेषण से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । पर इनके रूप सदा एक से रहते हैं, इसी लिए इन्हें 
अव्यय कहते हैं | अव्यय जब क्रिया की विशेषता बतलाये तब उसे 
क्रिया-विशेषण सान लेना चाहिए, अन्य अवस्थाओं में उसे अव्यय ही 

हना चाहिए | 

हम ऊपर कह आये हैं कि क्रियाविशेषणों ओर अव्ययों का 
रूप-परिवर्तन नहीं होता, परन्तु 'तिजः का एक रूप तिजी' भी होता 
है। आगे! का एक रूप आगा' और पीछे? का एक रूप पीछा? भी 
होता है | वास्तव में बात यह है कि 'तजा विशपण की तरह भी 
प्रयुक्त होता है, आर क्रिया-विशेषण की तरह भी | परन्तु तिज' का जो 
भाववाचक रूप तिजीः बनता है बह विशेषण तेज” से ही बना हें 
क्रिया-विशपण तिज' स नहीं बना है| आगे आर पीछे? ( अव्यथ ) 


अव्यय भ्ज 


मी पी सी 2 शाआओ //2०७,मपकनईकिनयकीन तक +। 





लक . 00. बने 9० बट क्के 2 रू न छा 
क़मात्‌ आगा? और 'पीछ/ संज्ञाओं से बने हैं, उनवे अब्यथ रूपों से 


कक 5 /> धा 5. प्र त्त्ः कर 
पंज्ञाए नहीं बनी हैं। अव्ययों के साथ विभक्तियां भी अरुक्त होती 
हैं परन्तु क्रिया-विशेषणों के साथ नहीं होतीं | जैसे- 


(क ) बह पीछे से आया। 
(ख ) चुपके से यहां आना | 


इसके अतिरिक्त दो या अधिक अव्ययों का तो एक साथ प्रयोग 
/ होता है परन्तु दो क्रिया-विशेषणों का प्रयोग एक साथ नहीं होता । 
: जैसे--अब तक वहाँ तथा यहाँ आम मिलते हैं। अनेक अवसरों पर 


/ क्रिया-विशेषणों की पुनरावृत्ति अवश्य होती है--जेसे-धीरे-घीरे चत्नो,; 
जल्दी-जल्दी पढ़ी । 


किए ++>- «३. _«. 


)० 


अव्यय शब्दों का प्रयोग कभी-कभी केवल कुछ शब्दों पर जोर 
देने के लिए भी होता है ।-- 


( क ) उसे कुछ भी नहीं आता। 

( ख ) मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई । 
( ग ) उन्होंने छोटा सा मकान बनवाया है | 
( घ ) वह इस समय घर में ही मिलेंगे । 


5३... अच ूऊ३ 


ला >+-६२7 /छ+३ ०2 «७ -- 


उक्त वाक्यों में भी, तो, सा, और ही अव्यय जोर देने के लिए: 
प्रयुक्त हुए हैं। इसके सिवा इनका यहाँ कोई और काम या अर्थ नहीं 
ढे।सा [ व्यय | के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक मुख्य बात यह 
है कि 'स' का ख्लीलिंग रूप 'सी? भी होता है, जेसे--जरा सी बात पर 
वे बिगड़ गये, और बहुवचन रूप सें 'से! होता है । जैसे वहाँ बहुत 
से लोग आये थे। इसी लिए सा,सी और से सिद्धान्ततः अव्यय नहीं हो - 
सकते, क्योंकि इनके रूपों में. परिवततेन होता है, फिर भी हिन्दी में ये 
अव्यय ही माने जाते हैं| अतः उन्हें उक्त सिद्धान्त के अपवाद रूप में 
ही अहण किया जा सकता है | | 


व्म-था . णओ 


बा चखिघचाडट फ-। 


२६ मानक हिन्दी व्याकरण 


“व पियसकियाउन पाया प्रीमियर ज>लम पक ही कलर >कमय पक धर पिया यय री पिला कह कलह. 


अव्ययों के भेद 
प्रयोग के विचार से अव्ययों के नीचे लिखे भेद हो सकते हैं-- 

( १ ) स्थितिसूचक अव्यय 
(२) परिमाणसूचक अव्यय 
(३) रीतिबोघक अव्यय 
(9 ) अवधारक अव्यय 
(४५ ) विधिसूचक अव्यय 
(६ ) विस्मयादिबोधक या भावबोघक अव्यय 
(७ ) संबोधक अव्यय 
(८) समुच्चयबोधक अव्यय 
( ६ ) संबंधकसूचक अव्यय 

विशिष्ट स्थिति सूचित करनेवाले अव्ययों को स्थितिसूचक अव्यय 
कहा जा सकता है, जेसे--(क) वह सदा सच बोलता है। (ख) 
अब घर चलो | ( ग) वे पास रहते हें । ( घ ) सबत्र ऐसा होता 
और ( च ) वहाँ गरसी पड़ती है। (क ) और (ख ) वाक्यों में सदा 
और अब अव्यय समय की स्थिति के सूचक हैं, ओर शोष वाक्यों में 
पास, सत्र ओर वहाँ अव्यय स्थान के सूचक हैं। तुम किघर रहते हो! 
और “नदी उधर पड़ती हे! बाक्यों में 'किधए और “उघरः अव्यय 
दिशा सूचक हें. 

(क ) जरा दम तो लेने दो | (ख ) बस, अब चलिए | (ग ) 
चाहो तो और लेते जाओ | और ( घ ) अधिक क्या कहूँ। उक्त चारों 
वाक्‍्यों में जरा, बस, और तथा अधिक अव्यय विभिन्न चीजों का 
परिमाण वतलाते हैं, इसलिए ये परिमाण वाचक अव्यय हैं | 

तरह, प्रकार, रीति आदि के सूचक अव्ययों की रीतिवोबक अव्यय 

सकते हें । जेसे--( क ) में तुम्हारा कहना केसे सान छेँ। ( ख ) 
जैसे बनेगा, में तुम्हारा साथ दूँगा। (ग) ऐसे काम नहीं चल्लेगा | 
आर ( घ ) बसे बह भला आदमी हे । उक्त वाक्यों में आये हए केसे, 

जैसे, ऐसे ओर बसे अव्यय रीतिवोधक अव्यय हैं | 


।//>्याकरी कमा /"पेककमिकम# रिया ये (मरे िहाह विक्का, 








अंग्यय । 4९०] 


जब किसी अव्यय का प्रयोग किसी शब्द पर जोर देने या किसी 
बात का विशिष्ट रूप से अवघारण कराने के लिए होता है, तब उसे 
अवधारक अव्यय कहा जाता है। जेसे--( क ) आपकी बात में रखा 
ही क्‍या है। (ख) मात्भूमि ही तो तुम्हारी वास्तविक माँ है। और 
(ग) तुम तो बात भी नहीं करने देते। यहाँ ही तो और भी अव्यय 
केवल जोर देने या अवधारण करने सूचक हैं । 


जो अव्यय कार्यो की स्वीकृति देते, सहमति प्रकट करते या उनका 
निषेध करते हों अथवा निमग्।वय, घारण आदि बतलाते हों वे विधि> 
सूचक अव्यय हैं। जैसे- *। 
(क ) हा, ! मेने ही उसे सारा था| 
( ख ) अच्छा ) यही सही । 
( ग) अधिक बाते मत करो। 
(घ ) देखो झूठ न बोलना । | 
उक्त वाक्‍्यों में हाँ और अच्छा स्दीकृतिसुचक और सत ओर ३: 
न निषेधसूचक अबव्यय हैं। ऐसे अव्ययों का अन्तभोब विधि सूचक 
अव्यय में होता है। 
सनुष्य के सन में अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं। कभी-कभी 
जह्‌ शब्दों सें अपना पूरा मनोभाव प्रकट करने में असमर्थ होता है । 
ऐसे अवसरों पर उसके मुँह से छुछ अ्थ-रहित किन्तु कुछ भावों की 
सूचक ध्वनियाँ आप से आप निकलती हैं | ऐसी ध्वनियाँ सी अव्यय ही;3 
होती हैं । जेसे-- 
( क ) हैँ ! बह मर गया। ( विस्मयबोधक ) ! 
( ख ) हाथ ! में सारा गया । (दुःखसूचक ) | 
( ग ) छिः ! तुम तो पूंरे पिशाच निकले ( घृणासूचक ) 
( घ ) आहा ! केसा सुहावना दृश्य है। ( हपबोधक ) 
( च्‌ ) उफ ! कमर टूट रही है । ( व्यथासूचक ) 
( छ ) वाह ! क्‍या बढ़िया बात कही | ( हषबोधक ) 





ञप मानक हिन्दी व्याकरण 


अन्य बेयाकरणों ने ऐसे अव्ययों को विस्मयादिबोधक आह 
है जो कुछ अधिक उपयुक्त नाम नहीं हे । कारण यह है कि! 
अव्यय केवल विस्मय के बोधक या सूचक नहीं होते, बल्कि हप॑, श 
तिरस्कार; प्रेम आदि के भी छुचक होते हैं। अतः इन्हें, भाव-बो 
अव्यय ही कहना ठीक 
अजी, अरे, ऐ, रे, हो, मई आदि संबोधक अव्यय हैं. | इनका भ्रयो। 
“कसी को बुलाने या किप्ती का ध्यान अपनी आझष्ट करने के ति 
होता है । जेसे-- 
( क ) अरे | मोहन बाजार से पान तो लाओ ! 
( ख ) अजी ! सेरा कहना तो मानो । 
( ग) क्‍यों रे ! सुनता नहीं । 
(घ) हे मित्र ! तुम ने सदा के लिए मुझे अपना अनुग्ही 
बना लिया | 
( च ) भई ! हम तो बहाँ नहीं जा सकेंगे | 
जो शब्द दूसरे शहरों, वाक्यांशों ओर वाक्‍्यों का समुच्चयन कर 
ज्थथोन्‌ उनका एक साथ बोध करते हैं, उन्हें समुच॒यवोवक् अव्य 
“कहते हैं.। जेसे-- 
( क ) राम ओर कृष्ण दो भाई थे | 
(ख ) मोहन एवं श्याम विद्यालय जाते हैं | 
(ग) वे इतिहास तथा भूगोल दोनों के पंडित हैं | 
(घ) पेर पर जूता न सिर पड़ पगड़ी | 
(च ) मुझे कहीं जाना हे श्रटः आपके नाथ न चल सकूँगा 
(छ ) बह कृपण तो है पर झूठा नहीं हे | 
कुछ समुचग्रवोधक अव्यय ऐसे हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं 
जेसे-- 
'इसलिए'“कि--बह इसलिए चितित हे कि कही तुम पकड़े न जाओ 
जक्ष्याक्या--क्‍्या राजा क्या प्रजा सबको अपनी-अपनी पड़ी रहती हे 


वन पकने! “रियर पर िपताहयई #चिकन्‍ितधन्विकनिये # िक 





अव्यय ४्ध. 


२१ज-मी-रीपत--म9५७ हवन ०/म१५०#॥ सी पे3>रपक# पिन पका टपेलअ कल पर पक # ३० च2 2. 
१७०० प/"प३/मए+गाए /टिपकनरयिकार ००) टीपममी५कध५०८५५ (पक-#९५७म 0५ लीपया कीफन-रीयानगीय-+मीय ल्‍८७-+-मजनीीयननरी 


चाहे ““चाहे--चाहे आप जायें चाहे वह, किसी को जाना अवश्य 
चाहिए । ८5 रु 3४ ७४ ७ ८५ ० ८९ 

चाहे ““ पर-चाहे प्राण निकल जायें पर में यहां से हिल्दगा नहीं | 
यदि “““तो--यदिं रूपये मिल गये तो मकान बनवा रूगा। 
यद्यपि “तथापि -- यद्यपि हम दीन हें तथापि हीन नहीं हैं | 
व्यों कि, न कि, नहीं तो आदि अव्यय साथ-साथ अ्रयुक्त होते हैं । 
रसा-- 

च्प हीं रु । ७ ८५ नप भूख हीं >> | 

में भोजन नहीं करूँगा क्‍योंकि मुझे भूख नहीं हे 

वह उसकी पत्नी है कि बहिन | 

ी किक. अर ५5 

सच कहना, नहीं तो मुझ से बुरा और कोई न होगा। 

९, सम्बन्ध-तचक अव्यय 


जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता आदि न बतत्लाकर स्वतंत्र शब्दों 
ह> झभौ ८5 ८७ है35. के पे छ 
के समान प्रयुक्त होते हैं और विशिष्ट रूप से वाक्य के अन्य पदों के 
साथ संज्ञा या सर्वेनाम का सम्बन्ध सूचित या स्थापित करते हैं, उन्हें 
सस्बन्ध-सूचक अव्यय कहते हैं। जसे-- 
राम सा सुन्दर बालक | 
5 
सीमा तक पहरा बंठा हे । 
तुम्हारे सरीखा बहादुर ओर कौन है ? 


उक्त तीनों बाक्यों में सा, तक और सरीखा सम्बन्ध-सुचक अव्यय 
किक ७५ (7७. कह... हा. ६ ७९ वि प ७ 
हे, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना वाक्‍्यों के अन्य शब्दों का परस्पर 
कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता | 


साधारणतः संबंध-सूचक अव्यय संज्ञाओं या सब्बनामों के बाद 
ही आते हैं, परन्तु कुछ अवस्थाओं में ये संज्ञाओं या सबेनामों के पह 
सी आते हैं। जैसे--( क ) मारे लब्जा के उसने सिर झुका लिया। 
(ख) परे हटाओ कम्बख्त को | (ग) सिवा मेरे वहाँ कौन जायगा | आदि। 
साधारणतः सम्बन्ध-सूचक अव्यय वाक्यों में की, के या से विभक्ति 
के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जेसे-- रु 


० मानक हिन्दी व्याकरण 


(क ) वह नवाबों की तरह चलता है | 

(ख ) घर के पास सड़क है | 

(ग ) शहर से दूर उसका गाँव था | 

का, को, तक; ने; प्यत, में, सा, से, सरीखा आदि स्वतंत्र संबंध- 
सूचक अव्यय हैं | परन्तु तरह, पास, आगे, कारण, परे, पहले, पीछे; 
अपेक्षा, ऊपर, नीचे आदि पर-तंत्र संबंध-सूचक अव्यय हैं, क्योंकि 
इनके साथ की, के, या से रहना आवश्यक होता है। तले, द्वारा, पीछे, 
बिना, सहित, समेत आदि छुछ सम्बन्ध-सूचक अव्यय ऐसे भी हैं जो 
कभी तो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं ओर कभी परतंत्र रूप में । 
विभक्ति का, को, ने; से, में आदि सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ हैं. और 
इन विभक्तियों के स्थान पर अयुक्त होनेवाले कुछ अन्य सम्बन्ध-सूचक 
अव्यय भी होते है । ठततीया विभक्ति के स्थान पर द्वारा, चतुर्थी के 
स्थान पर लिए, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि, पंचमी विभक्ति के 
स्थान पर अपेक्षा, सप्तमी के स्थान पर अन्दर, भीतर, मध्य बीच+ 
आगे; पीछे आदि अनेक सम्बन्ध-सूचक शब्द अव्ययों के रूप में 
प्रयुक्त होते हैं | 
कुछ अवस्थाओं में दो-दो स्वतंत्र सम्बन्ध-सूचक अव्यय भी एक 

साथ ग्रयुक्त होते हैं। जेसे-- 

कोने में से साँप निकला | 

छत पर से लड़का गिरा | 

कुएँ में का पानी सूख गया | आदि 


अभ्यास 


१. अव्यय किसे कहते हे १ क्रिया-विशेषण और अव्ययों में क्या झन्तर है? 
२. श्रव्ययों के तीन भेद हे, उनके नाम बतलाओ और उदाहरण दो । 
३. निम्नलिखित अव्यय किस प्रकार का है--- 

कल, आज, तो, नही, न, भी, अरे, उफ, और छिः । 





नी 


दसवा प्रकरण 
हावद-विक्षार 


इस प्रकरण में हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शब्द का एक 
रूप किसी दूसरे रूप में केसे परिवर्तित होता हे, अथात्‌ क्रियाओं से 
विशेषण, संज्ञा और क्रिया-विशेषण केसे बनते हें, संज्ञाओं से क्रियाएँ, 
विशेषण, अव्यय आदि केसे बनते हैं। और इसी प्रकार विशेषणों आदि 
से अन्य शब्द-भेदों के रूप केसे बनते हैं | 
क्रियाओं से बननेवारे विकारी रूप 
निम्नलिखित वाक्य ध्यानपूर्वेक देखने से हमें पता चल्लेगा कि इनमें 
रेखांकित क्रियाएँ अपने सामान्य रूप में ही संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त 
हुई हैं। जेसे-- 
(क ) दूसरों पर हेसना अच्छी बात नहीं है | 
( ख ) दो कोस चलना उनके लिए पहाड़ हो गया है | 
( ग ) तुम्हारा रोना यहाँ कोई नहीं सुनेगा | 
(घ ) दाँत काटना घुरी बात हे । 
उक्त वाक्‍्यों में हँसना से अभिप्राय हँसने की क्रिया और भाव से, 
चलना से अभिप्राय चलने की क्रिया और साथ से, रोने से अभिप्राय 
रोने की क्रिया और भाव से, और काटना से असिप्राय काटने की 
क्रिया और भाव से है। क्रियाओं के जो सामान्य रूप संज्ञाओं की तरह 
प्रयुक्त होते हैं. उन्हें क्रियाथंक संज्ञाएँ-कहते हं। कुछ अबस्थाओं में 
क्रियाओं में से 'ना? हटा देने पर उनके रूप संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त 
होते हैं, अथोत्‌ धातु रूप ही संज्ञाओं की तरह चलने लगते हैं | जैसे-- 
निखारना--निखार 
परखना--परख 
फूटना--फूट 
#* सा० व्या० 


६२ मानक हिन्दी व्याकरण 


।//०७०७+०५७//* यह) रपये हरनियाि ट्पिआअ्पिक अर ॥ #िककरपिकम कि 









हारना “हार 
सारना मार 
छूटना छूट आदि | 


कभी-कसी क्रियाओं के अन्तिम आकार का रूप अकार करने से मै 
संज्ञाएँ बनती हैं. जेसे-- 
चलना “चलन 
मरना >मरन 
पटकना “+-पटकन 
धातु में आ जोड़ने से भी कुछ संज्ञाएँ बनती हैं। जेसे-- 
मंगड़ (ना) >भंगड़ा 
घेर (ना) +चेरा, आदि 
ओर कभी-कभी क्रियाओं के आकार को ईकार करने से भी संज्ञा 
बनती हैं। जेसे-- 
करना “करनी 
भरना “>भरनी 
मरना “>मरनी आदि | 


विशिष्ट अवसरों पर क्रिया के धातु रूप में आई ग्रत्यय जोड़ने से 
भाव-वाचक संज्ञा बन जाती है| जसे-- 


क्रिया चातु प्रत्यय भाव-वाचक संज्ञा 
दौड़ना दोड़ + आई दौड़ाई 
हँसाना हँस + आई हँसाई 
लड़ना लड़ + आई लड़ाई, आदि 


आई प्रत्यय लगने से संज्ञा का जो रूप बनता है, उसका 
अथ होता हे--कोई काम करने की क्रिया या भाव । परन्तु अनेक 
सकसमक ओर गप्रेरणाथक क्रियाओं की धातुओं सें आई पत्यय लगने पर 


उक्त अथ के अतिरिक्त क्रेया करने की सजदरी या पारिश्रमिक भी 
सूचित होता हे | जसे-- 


शब्द-विकार ६३ 


आशय पर बी शक पक अर अर पक शक | बरी य+-न्‍रीययान-रीनयमपनरी का करीयि3लअरीी पलटी कारन, 








क्रिया धातु प्रत्यय भावचाचक संज्ञा 
(सकर्मक) पढ़ना पढ़ +आई पढ़ाई 
(प्रेरणारथंक ) पढ़ुवाता पढ़ +बा+आई . पढ़वाई 
( सकर्मक ) बनाना बन +आई बताई 
(प्रेरणारथंक )बनवाना. बन+वा+आई  बनवाई 
( सकसेक ) रंगना रंग +आई . रंगाई 
( प्रेरणार्थंक ) रंगाना रंग+बा+आई  रंगबाई आदि आदि 
क्रियाओं के न? रहित रूपों में आई आन; आप, आवट आदि 
अत्यय लगाकर भी उनके भाव-बाचक रूप बनाये जाते हैं । 


कूटना कुटाई 

क्रिया धातु प्रत्यय भाववाचकर संज्ञा 

उड़ना जड़ + आन. उड़ान 

सिलनना. मिलन + आप. मिल्ाप 

मिलाना मिला + आवद मिलावट 

बढ़ना बढ़ + आवा बढ़ावा 

'पीना पी + आस -- पीआस से प्यास 

समभता ससझभ + ओता समझौता 

कटना कट + ओऔती . कटोती 

घटना घट + ती चटती 

खेलना खेल + वाड खिलवाइ बाद - 
क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त जान्न्रिज्छ # 


समूह-वाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं। जाति-वाचक संज्ञा ददाने मे कान्आ 
"में निम्नलिखित प्रत्यय ज्ञगाये जाते हैं-- 


न 
ही 
हम 


। क्किया घातु प्रत्यय संशय ( जन्बिचछ 
; झूलना झूल + आ झुन्दा 

ठेलना ठेनल्चू+आा ह्ला 

| रेतना रेत+ई प्न्न्ी 


छालना छात्र + नी छलनसी 


'हुं20७००२०००४*००७/ ७ शक विश # पिजकाथ झरी चिककरमयेक०# हि यए: .“पिकार पिया कानयेक..#३५०-प/#नाभ# ७... लय पाकर, 


६४ मानक हिन्दी व्याकरण 


रियर यन«लीययन: करनपरीनननरीनजनलीमिक 





झड़ना झड़ + ई भड़ी 
बिछाना बिछ + ओना बिछाना ५ | 
खेलना खेल + औना खिलौना या खेर 
छीलना छील + का छीलका से छिल्ा 
फिरना फिर+ की फिरकी 

किक (५) 
फूटना फूट + की फूटकी से फुटका 


कुछ अवस्थाओं में क्रिया के अन्तिम आकार को अकार करने » 
घातुओं में 'न! श्रत्यय जोड़कर जाति-बाचक और समूह-वाचक र 
बनाई जाती हैं | जेसे-- 


क्रिया संज्ञा 
कतरना कतरन 
भाड़ना भाड़न 
फटकना फटकन 
बेलना बेलन, आदि 


कुछ अवस्थाओं में क्रियाओं से संज्ञा बनाते समय क्रिया के 
के प्रथम व्यज्ञन के अकार को आकार, इकार को एकार, उकार 
ओकार करना पड़ता है | जेसे-बढ़ना से बाढ़, चलना सेच 
मिलना से मेल, जुड़ना से जोड़ और मुड़ना से मोड़ आदि | क 
कभी घातु और प्रत्यय को जोड़ते समय संस्क्ृत व्याकरण की 
सन्धियों के अनुसार वण परिवत्तेन भी होता है। जेसे--ई + ७ 
(पी+ आस-प्यास ) | 


क्रियाओं से विशेषण 
क्रियाओं से विशेषण बनाने में भी अनेक प्रत्यय सहायक होते हूं 
इनमें से प्रमुख ये हें--- 
क्रिया घातु प्रत्यय विशेष: 
टिकिना ट्कि आऊ टिकाः 
चलना चल. +.. आऊ चला३ 


न 





शब्द-विका र 
अड़ना अड्‌ पी 
सड़ना सड़्‌ रण 
मरना सर 7 
काटना काट रण 
खाना खा पी 


इयल 
इयल 
इयल 
ध्ट््प 
ऊ 


द्श्‌ 


,#>>0८-नर पेज आि #”१५०# वह यम िएई। 
, ७७८ मय अभिनय पर पक करियर पिन पद आर कप" 


अड़ियल 
सड़ियल 
सरियल 
काहू 
खाऊ 


कुछ अवस्थाओं में ऊ, एरा आदि प्रत्यय लगने पर धातु के रूप में 


विकार होता है| जैसे-- 


क्रिया धातु 
चलना चत्र 
भागना भाग 
छटना. छूट 

हँसना. हँस 

भूलना भूल 
काटना_ काट 


प्रत्यय॒ विशेपण 
+ः ऊ चालू 
+. भग्गू 
+ एरा लुटेरा 
+ ओड़ू. हँसोड़ 
+. कक्‍कड़ू भूलक्कड़ 
+  चवाँ कटवाँ 


(उक्त विशेषणों में धातु के रूपों में स्पष्ट परिवत्तेन दिखाई देता है) 
वाला प्रत्यय लगने से क्रिया का नाकार रूप से नेकार हो जाता है | 


करना करने न वाला 
जतलना जलने नः चाला 
सरना मरने नः वाला 
हारना हारने नः वाला 
पीना पीते नः वाला 
हार झओर हारा प्रत्यय लगने पर क्रिया के नाकार का 
ते जाता है| जेसे-- 
होना होन हर हार 
रोकना रोकन रु हारा 


सेसे-- 


करनेवाला 
जलनेवाला 
मरनेवाला 
हारनेवाला 
पीनेवाला 


रूप नकार 


होनहार 
रोकनहारा 


कुछ क्रियाओं का नाकार हटा देने से विशेषण रूप बन जाता हे । 


५. अधिकायरििदापिताउ न (मनन दा कार पक एरियपपकी पिया रहा री नपिकाअर पिन ३०# पे नए *ी पिन िकरी मेक पेपर पका 3७. री ५ (नमक कमरकअ कक. 


६६ मानक हिन्दी व्याकरण 





निघटना--निघट ( न घटनेवाल्ा ) 
अमिलना--अमिल ( न मिलनेवाला ) 


क्रिया-पदों की रचना? शीपक वाले प्रकरण सें बतलाया गया हे हि 
कभी-कभी क्रिया-पद बनाने के लिए धातुओं में कुछ प्रत्यय मी जो' 
जाते हैं। जेसे--धो” धातु में “या? प्रत्यय जोड़ने से बननेबाह 
क्रिया-पद धोया ( जेसे--कपड़ा थोया ) अथवा “चल?” धातु में वा 
प्रत्यय जोड़ने से बननेबाला चलता” आदि क्रिया-पद ( जेसे--घोड़ 
चलता हे ) बनते हैं। जो क्रिया-पद्‌ प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं 
वे भी कुछ अवस्थाओं सें विशेषणों, अव्ययों आदि की तरह प्रयुत् 
होते हैं। जसे-- 


धोया कपड़ा पहनना चाहिए | 
चलता इंजन हमने देखा है | 


ऐसे आकारांत विशेषण अपने विशेष्यों के लिंग, तथा वचन ४ 
अनुसार तथा अन्य आकारांत विशेषणों की तरह अपना रूप+३ 
परिवर्तित करते हैं | जेसे-- 


धोडे ( धोयी ) दाल । 

धोए ( थोये ) कपड़े | 
चलती गाड़ी या गाड़ियाँ | 
चलते जहाज | आदि । 


इसी प्रकार 'फूल खिला” में खिला? क्रिया-पद हे और 'खिला फूर 
में खिला विशेषण हे | दिन गया! गया? क्रिया-पद है, आओ 
पाया दिल! सें गया? विशेषण हे। दक्त रूपों में प्रयुक्त होनेवा 
विशेषणों के साथ प्रायः हुआ (हुई या हुए) भी लगाया जाता है। जसे 
थोड हट दाल | 
घोए हुए कपड़े | 
चलती हट गाडी | 


शब्द-विकार ६७ 


चलते हुए जहाज । 
खिला हुआ फूल | 
खिले हुए कमल । आदि | 


क्रियाओं से बननेवाले क्रिया-विशेषण 
उक्त विशेषण रूप क्रिया-पदों के पूरक भी होते हैं। जेसे-- 
फूल खिला हुआ लाना । 
घोड़े दौड़ते हुए जा रहे थे | 
मालती रोती हुई आई आदि | 
प्रयोग के आधार पर उक्त रूप विशेषणों की तुलना में क्रिया- 
विशेषण के अधिक निकट हैं | क्रिया-विशेषणों की तरह प्रयुक्त होनेवाले 
अन्य पद घातुआं में कर (या करके ), ते, ही आदि जोड़कर बनाये 
जाते ह्‌ | जेस-- 
में खाकर जाऊँगा या में खा कर आया हैँ | 
वह चलते-चलते रुका | 
बह लेटते ही सो गया ! 


घातु के अंतिम अकार या आकार को एकार रूप देने पर भी क्रिया- 
विशेषण बन जाते हैं। जेसे-- 


मुझे बहाँ पहुँचे बहुत दिन हुए | 

यह बोझ उससे उठे तो सही । 

उसले सोये-सोये दिन बिताया | 

वह बिला वोले न रहेगा । आदि | 


अआबनः. अइिच्रत 


संज्ञाओं से बननेवाली क्रियाएँ तथा विशेषण 


जिस प्रकार क्रियाओं सें कई विभिन्‍त प्रत्यय लगाछूट इनसे 


प्र चर 
न्‍ ध्म््र रु 


आर विशेषण बनाये जाते हूँ, उसी प्रकार नंद्धारँं से सी है 


ओर क्रियाएं बनती हैं। हिन्दी में संज्ञाओं मे बननेदाए 


ही 


ड 
2, 
ह 5 


हे 


दर्द मानक हिन्दी व्याकरण 


अनडिन जलन डक सिवनी पिन पक #नमानओरीपिलक रियल, 





अरपलरीमकान्कम्ियारमपि #म्विरन्‍नामम. किम, 
च 





तो बहुत कम हैं और जो हैं सी वे मरती चली जा रही हैं। संज्ञाओं 
से बननेवाले विशेषण बहुत हें । र 
हमारे यहाँ संस्कृत वत्तेन ( संज्ञा ) का बरतन ( संज्ञा ) रूप हुआ 
और उसमें आकार जोड़कर हसने वरतना ( क्रि० ) बना लिया । पूजत 
से पूजना, दीपन से दीपना, पालन से पालना, पोषण से पोसन 
प्रकाशन से प्रकाशना, पोतन से पोतना आदि अनेक क्रियाएँ नकारा 
संज्ञाओं में आ जोड़कर बनाई गई हैँ। और जो नकारांत संज्ञाएँनही 
होती हैं उनमें ना अत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाया जाता है| जेसे- 


कोप + ना-कोपना 

निबाह + ना-निबाहतना 
निर्गस + ना-निर्गमना 

निमाद + सा-निनादना 

बीज + सामन्‍्वीजना 

चसक + सासचमकना आदि | 


इसी नियम के अनुसार अरबी फारसी की कुछ संज्ञाओं से भी 
हिन्दी क्रियाएं बनती हें | जेसे--बरिशिश से बरुशना, वसूल 
चसूलना आदि | 

आकारान्त संज्ञाओं को अकारान्त करके तथा ना प्रत्यय लगाने से 
भी क्रियाएं बनती हैं | जेसे-- 

न्योता. न्‍योत +ना 5 न्‍्योत्तना ' 

इसके विपरीत छुछ ऐसी अकारांत संज्ञाएँभी हैं, जिन्हें पहले 

आकारांत बनाया जाता है और तब उनमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है । 


जमे 
जज रस नन्‍न्‍न्‍न्‍ 


| 


ध्रथर ८ थरथराना 
खटखट < खटखटाना 
बड़चड ८ बड़वड़ाना 
तह. ८ तहाना आदि | 


शब्द- विकार 


&# ७०-५७. अनररी ये 22९७७, पानी अर कनारि ३ 9>#+५७ार पक) 7९०८३ काम न फी पिन प जनक, 
जिकअमनियाार ये #िक0कर कार पक पहिया +र पु पक करचिकअीमिकान किए कक पर; सर अति 3३७७३ 


ध्ध 





कुछ संज्ञाओं में प्रत्यम जोड़ने से पहले उनके रूप में विकार भी 


करना पड़ता है। जेसे-- 


बात से बतियाना और बताना 


कथन से कहना 
दान से देना 
दूर से दुराना 


_संज्ञाओं से बननेबाले विशेषण 


अधिकतर अकारांत संज्ञाओं में आ, आता, इथा, ई, इन, ई या, ईला, 
ऊ ऐरा, एला, हरा, हा आदि जोड़ने पर विशेषण बनते हैं. | कुछ 
अवसरों पर अंतिम आकार में कुछ परिवतेन भी होता है। जेसे-- 


ञञा प्यार 
प्यास 
ञआना साल 
रोज 
झ्या दुख 
रस 
आदत 
बसारस 
देहात 
पठान 
खून 
कपूर 
घान 
दिल्लि 
जिगर 
ईन नमक 
रंग 


#5357 


मआ रप्यारा 

+आ र्प्यासा 

+ आना ८ सालाना 

+ आना 5 रोजाना 

+इया ८ दुखिया 

+ इया 5 रसिया 

+इया 5 अद्तिया आदि। 


+ई > बनारसी 

+ई > देहाती 

+ई. 5 पठानी 

+ई “खूनी 

ने नि न कपूरी 

#ई > थाली 

+ई -दिली 

+ई +- जिगरी आदि। 
+ ईल ८ नसकीन 


+ ईन - रंगीन 


5० 


अर हमने. -तियप कार [किस पिककार पका ४नरी पवार ५ वर» # करनी पका नि पही ियार पि जा ही पेश >करी 3 कलन्‍र कि पनन>ी 


इंत्ा 


एयर 


एला 
णेला ; 


कार ( सं० प्रत्य० ) 
कार ( फारसी प्रत्य० ) 


गार ( फारसी प्रत्य० ) 
गीर ( फारसी प्रत्य० ) 


ची ( फारसी प्रत्य० ) 


दार ( फारसी प्रत्य० ) 


सानक हिन्दी व्याकरण 


खरच 
भड़क 
चसक 
लचक 
जहर 
ट 
बाजार 
गरज 
सोसा 
चाचा 
मासा 
एक 
विष 
बन 
पत्र 
गीत 
पेश 
सलाह 
गुनाह 
राह 
जहाँ 
मशाल 
खजान 
थाना 
दूकान 
माल 
सकान 





| अर यकररीयान्‍रप कान्‍रम 


+ ईला ८ खरचीला 

+ ईला 5 भड़कीला 

+ इला 5 चमकीला 

+ ईला 5 लचकीला 

+ ईला ८5 जहरीला आदि। 





+झ नपेदद 

+ 5 5 वाजारू 
+झऊ न्गरजू 
+ एरा 5 सौसेरा 
+एरा 5 चचेरा 
+ एरा 5 मसेरा 


+ एला 5 अकेला 
४" बे 
+ ऐला + विषेला 
बे 
+ ऐला ८ वनेला 
+ कार ८ पत्रकार 
+ कार ८ गीतकार 
+ कार ८ पेशकार 
+ कार 5 सलाहकार 
+ गार ८ शुनाहगार 
+भीर 5 राहगीर 
+गीर 5 जहाॉँगीर 
+च्ी >> मरशाल 
+ची ८ खज़ानची 
+ दार ८ थानेदार 
+ दार ८ दूकानदार 
+दार ८ सालदार 
+ दार ८ मकानदार 


सरकार ;रक- दम ७८७ ट्पेकरमपिशा चिकन इस शिकटिकत्थिए टी चिफटीपेक री पक 


” बाज ( फारसी प्रत्यय ) 


बर ( फारसी प्रत्य० ) 


बाल 
चाता 


चैया 


ह्ण 


अकमत्रीी,..3जअ>०॑ -+ अचीलवशनत जल 


शब्द-विकार 


चाल 
लाड़ 
घुँघ 
गुण 
द्या 


नाम 
ताकत 
कोत 
घर 
सकान 
द्लि 
रखना 
गाना 
सोना 
रूपा 


विशेषणों से वननेवाली संज्ञाएँ 


विशेषणों से संज्ञाएं बनाते समय उनसें 
आहट, ई, ता, पन आदि प्रत्यय लगाये जाते 


बूढ़ा 
बहुत 
पंच 
खट्टा 
सीठा 
गर्स 
चिकना 





+ बाज 5 धोखेबाज 
+ बाज ८ चालबाज 


+ला ८लाइला 
+ला - घुँघला 
+चबंत र गुणवंत 
+चंत ८ दयाद॑त्त 
+बर ८ नामवर 
+बर ८ ताकतवर 


+ वाल ८ कोतवाल 
+वाला ८ घरवात्ा 

+ वाला ८ सकानवाला 
+बाला ८ दिलवाला 

+ चेया ८ रखचेया 
+वबैया ८ गवेया 

+ हरा 5 सुनहरा 
+हूरा ८ रुपहरा आदि | 


५ 
; 


5 
श | 
॥१ 
हे 
॥। 


>, , 3७ 
हैँ | हुंस-- 

#आापा जहदद्ादा 
+छाधयनेत मदहमावत 
+झाचइत ८ पीचायत के 
+कछास नहनाखदास 
+आास न सिदाऊ 

> गरघाए ० 
+ आहड नम 
4 आप कम 


| 
३१ 


नन्म्म 


| 


भर 


७१ 


,उमममकाकामि अर पिकमकर भ अर री 2 परी पक ्पियककरी पेकाअर पक कर स्‍चिककर पिकरमनर पव३+हर पक #निकइकर नवककर पिकाम 2: 


है 
प्र | 
भ्क 


छ्र्‌ मानक हिन्दी व्याकरण 


हा जैक. कई ननेकी 
खुश +ह|. रखुशी 
मंजूर #&|६. ८ मंजूरी 


नवीन +ता - नवीनता 
मधुर +ता > सघुरता 
सुन्दर +ता < सुन्दरता 
सनोहर +ता ८5 मसनोहरता 
सम +ता ८ समता | 
पागल +प]्न > पागलपन 
दिवाना +पू्न ८ दीवानापन 


कभी-कभी किसी विशेषण में एक से अधिक प्रत्यय लगने पर उसबे 
कई संज्ञा रूप भी बनते हैं। जेंसे--सीठा से मिठास और मिठाई 
खचिकना से चिकनाहट और चिकनापन, रूखा से रुखाई ओ 
:झूखापन आदि आदि | 

हिन्दी में कुछ संज्ञाओं से तो क्रियाएँ बन जाती हूँ, प 
बनाने की परिपाटी धीरे-धीरे कम हो रही है | 


५०] 


4 हे [ ८ [कप 
संज्ञाओं, विशेषणों ओर क्रियाओं से वननेवाले क्रिया-विशेषण 
ओर अव्यय 

हमारे यहाँ अधिकतर विशेषण तथा अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं । 
कुछ संज्ञाओं और विशेषणों के अन्तिम अकार या आकार को एकार 
रूप दिये जाने पर उनके क्रिया-विशेषण और अव्यय रूप बनते हैं । 


लेखा  लेखे 
तड़का तड़के 
चंदला +-बदले 
पीछा. +-पीछे 


आगा  “"आगे 


- शब्द-बिकार ७३' 


क्रियाओं से साधारणतया क्रिया-विशेषण या अयव्य रूप नहीं 
कप के ७ 
बनते | इसके कुछ अपवाद भले ही हों। जसे-- 
जानना “जाने 

हिन्दी साषा में न तो संज्ञाओं से सर्वेनाम बनते हैं और न क्रियाओं 
से सबंताम और न सर्वनासों से संज्ञा, विशेषण और क्रियाएँ ही बनती 
हैं। कुछ सबनामों में आँ प्रत्यय लगने से अव्यय रूप अवश्य 
बनता है। जैसे--यह से यहाँ, वह से वहाँ, जो से जहाँ, कौन से कहाँ 
आदि आदि | 

हमारे यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं की सी बहुत 
सी संज्ञाएं और विशेषण चलते हैं और उनके बने हुए विशेषण और 
संज्ञा रूप भी हमारे यहाँ अपनाये गये हैं.। इस प्रकार उनके रूप में जो 
विकार हुए हैं, वे उन्हीं भाषाओं के व्याकरण के नियमों के अनुसार 
और उनके प्रत्ययों के योग से हुए हैं । अधिकतर ऐसे बिदेशी प्रत्यय 
हमारे यहाँ नहीं चलते, भले ही उनसे बने हुए शब्द चल रहे हों । 
ऐसे प्रत्ययों को उक्त विवेचन में स्थान नहीं दिया गया है | वे बहुत से 
हैं और हमारे अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हैं । 

अव्यय और क्रिया-विशेषण अविकारी पद होते हैं. इसलिए इनसे. 
अन्य शब्द्‌-सेद नहीं बनते । 


कृदत ओर तद्वित 


हम अब तक घतला चुके हैं कि शब्दों के रूपों में विकार केसे 
उत्पन्न किया जाता है| किसी शब्द-भेद में जो बण या शब्द ( अन्त 
सें या पीछे ) जोड़ा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं।। 
. संस्कृत से प्रत्ययों के दो भेद किये जाते हैं। जो प्रत्यय घातुओं 
सें लगाये जाते हे, उन्हें झृत्‌ प्रत्यय कहते हैं. और जो प्रत्यय संज्ञाओं 
आर विशेषणों में लगाये जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं| कृत 
भत्यय लगने पर बननेवाले शब्द कृदुंत कहलाते हैं. और तद्धित प्रत्यय 
लगने पर बननेवाले शब्द तद्धित कहलाते हैं | 


/0९ कीपिकरीपलनरकननी पाक .अकएबरककडयेककरी विष पक विकार, 








७० मानक हिन्दी व्याकरण 


3 रिकलािकनकली यार" अषकन >त>जत पक सलपियत रीयल फिमननीियक षिना-रीनननीजलरययान वि फललीीिनक री िकलरीता रीना परनकतन्‍रीप जमीन टरीनप०लरीयिअतनीननन-रय टटीववयनीकिलाकलप७ररमि टी सिहरिकक>हनेफकआनबका४ वजन नारी यद॒_#मेमन्‍ पक ८मी कामना टी पमकी की," 


अथे विकार के साधन 


शब्दों के पहले जो वर्ण या शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूर्व प्रत्यय 
या उपसगे कहते हैं | इनके जोड़ने से शब्दों के अथ में कुछ विकाए 
होता है. या उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए उपसर्गों को अथ 
विकार का साधन कहा जाता 
शब्द का अथ नकारात्मक बनानेवाले उपसगे, शब्द को असद्‌ या दूषित 
अथ से युक्त करनेवाले उपसर्ग, शब्द के अथे में अच्छाई लानेवाते 
'उपसर्ग और विविधि उपसर्ग जिनके लगने पर शब्दों से अनेक प्रकार 
के अथ सूचित होते हैं. | 


(के ) अ; 
जैसे--अन्याय; न्याय का अभाव | 
अक्षत; क्षतरहित 
अखंडित; जो खंडित न हो 
असीमित; जो सीमित न हो 
अशिक्षित्त; जो शिक्षित न हो 
अचिकित्स्य; जिसकी चिकित्सा न हो सके | 
'( ख ) अन; 
जैसे--अनपढ़; जो पढ़ा न हो 
अत-गढ़; जो गढ़ा हुआ न हो 
अन-चोहा; जो चाहा न जाय 
अन-चीन्हा; जिसे चीन्हा न गया हो 
अन-जान; न जाना हुआ; अथवा जो 
न जानता ह्े 
अन-होनी; (वाव) जो कभी हुई न हो । 


कक 


| उपसगों के चार भेद किये गये है 


(ग) गे 


(घ) ना; 


(छः) त्तिः 


(च) जे; 


(छ) ला; 


(जज) परा; 


शब्द-चिकार ७५ 


न्‍दरीरय--रयक०-र न नक0 टीपय०अरी ७ /"पककर कक /%५७> ५ चलना मिय॥ .तिरपएल्‍भरी ली पलक पिया #?वियपक गिल िएलकर नए #्पिदरानी यार पेनमयषा, 
ही हरी पिया, (टिया पिअिषिकााह पहिया पि कार िआामक पिया! .:“जिकक चिकन का पक कक पिन पिकाक नि 


गेर-कानूती; जो कानून के अज्ुसार न हो 
गेर-मुस्लिम; जो मुस्लिम न हो 


भापसंद; 
नालायक; 
नादान; 


निडर; 
निखद्टः 
निकस्सा; 


चेईमान; 
चेहोश; 
चे-परवाह; 
बे-जोड़; 


लावारिस; 
लाजवाब; 
लाइलाजः; 


प्राजय; 


प्रतिदादीः 
प्रत्युपकार; 


जिसे पसंद न किया गया हो 
जो लायक न हो 
जो दाना या विज्ञ न हो 


जिसे डर न हो 

जो खटता अथोंतू कमाता न हो 
जिसे कोई काम न हो या जो 
किसी काम का न हो 


जो इसानदार न हो 
जोहोशमेंचहो : 
जिसे परवाह न हो 
जिसका कोई जोड़ न हो 


जिसका कोई वारिस न हो 
जिसका कोई जवाब न हो 
जिसका कोई इलाज न हो 


जय का विरोधीसाव; अथोत्‌ हार 
वादी के सामने खड़ा होनेबाला 


उपकार के बदले में किया जाने 
वाला उपकार 


७६ 


: अिकशाशिका_ी पल. हराम काम कालरी 





सानक हिन्दी व्याकरण 


(हक >०टीीअणनरीजिलनरीी, 


अरीफ ं री नटीिलनटी न, 











लटकन प नी फिक्स 


अियाकमपिकमा या अीककिल्‍ानिी. 


२. निम्नलिखित प्रत्यय दूपित या बुरे अर्थ के वाचक होते हैं | 


( के ) अप; 


( ख ) अब; 


(ग) छ; 


(घ ) बद; 


(ढः) ढुर्‌ 


जाते हँ-- 


[ 


अपबाउद; 
अपकार; 
अपवच्यय; 


अवशुण; 
आअचरूप; 


कुचा ल; 
कुमा गे; 
कुठाँव; 
कुरूप; 
कुपुत्र; 
कुख्यात; 
कुद्ष्टि; 
कुपंथ; 


बदसूरत; 
बददिसाग; 
बदनसीब; 


बदवू ; 


डुजन; 
दुगति; 


टुराचार; 


बुरा शब्द, गाली 
अहित, बुराई 


अनुचित या व्यथ का व्यय 


बुरा गुण 
बुरा रूप 


बुरी या खराब चाल 


य 
बुरा मार्ग 


बुरा ठाँव या स्थान 
बुरा या भद्दा रूप 


घुरा उत्र 


बुरी ख्यातिवाला 


बुरी ट्ृष्टि 
बुरा पंथ 


बुरी या भद्दी सूरतवाला 


बुरे दिसमागवाला 
बुरे नसीब या खराब:भाग्यवाला 
बुरी वू या गन्ध 


बुरा मनुष्य 
बुरी गति 


बुरा आचरण 
३. विशेषता, अच्छाई आदि दिखलाने के लिए ये उपस्ग लगाये 


शब्द-विकार ७७ 


(क ) सु; 3 
सुगति) अच्छी गदि 
सुकर्मो; अच्छे कर्मावाला 
सुकृति; अच्छी कृति 
सुक्ृत्य; अच्छा कृत्य या कास 
'. सुविचार; अच्छा विचार 
(ख) सत्त्‌ 
सज्जन; भला व्यक्ति 
सदुगति; अच्छी गति 
सदाचारः अच्छा आचरण 
सम्मारग; अच्छा मार्ग 
(ग) बड़; 
बड़भागीः अच्छे भाग्यवाला 
(घ ) खुश; खुश-नसींब;. अच्छे नसीबबाला 
खुशमिजाज;.. अच्छे स्वभावषाला 
( डः) असि; अभिषस; श्रेष्ठ धर 
४. विविध उपसरगे 
अति; अधिक के अथ में; जेसे--अतिकाय 


अधि; मुख्य प्रधान, अतिरिक्त आदि अर्थों में; जेसे-- 
अधिराज, अधिमास आदि। 


अधि; 
अनु: 


असि; 


अधिकार अथ सें; जेसे-अधिन्तेत्र अधि-नियम आदि ! 
पीछे, समान बारवार, प्रत्येक आदि अर्थों में; जेसे-- 
अनुचर, अनुरूप अनुपान, अनुशीलन, अनुदिच आदि । 
सासने, उसीप, ऊपर, पुत्तः पुनः आदि अर्थों सें; लैसे- 
अभ्यागठ, अभिसार, अभिपेक, अभ्यास आदि | 

तक, से, भर, सहित आदि अर्थों में; जैसे-- 


आजन्मा, आजीवन, आवालदद्ध आदि! 


5प 


१७७७७७॥७७७ आंधी भा 0 ॥ा।। ला 


परि; 


02 


प्रति; 


चि; 
समू; 


ञ; 
अब; 


पंन, 
हथ, 
हस, 


१, निम्नलिखित 


मानक हिन्दी व्याकरण 


पहनकर पिह॥मयिई' ड्विकक रितिक: #वि्विलमी यदि 





चारों ओर; अच्छी तरह, अतिशय, पूर्णता, आदि अगी 
में; जसे--परिक्रमण, परिपूर्ण, परिव्धन, परित्याग 
परिहास आदि | 

अधिज, अच्छी तरह आदि थर्थों में; जेसे--्रगति। 
प्रपूणे, प्रफुल्ल आदि | 

विपरीत, सामने, बदले में, हरएक, मुकाबल्ले में आदि 
अथा सें; जसे-प्रांतवाद, प्रांतपक्ष, प्रत्युपकार भ्रर्तिं 
दिन, प्रतिह्वंद्दी आदि | 

विशेष रूपता; अनेक रूपता, विपरीतता आदि अथा 
से जेसे--विश्लुब्ध, ।वायध, विक्रम आदि | 

एकत्र अधिक आदि अर्था में; जेसे--संग्रह, संताप 
आदि | 

से के अनुसार अथ् में; जेसे-ब-दस्तूर, बशौक आदि। 
आधे आधार' के अथ में; जेसे--अधमरा, अधखिला 
आदि | 

पानी अथ में; जसे-पन-चक्की, पनडुब्बी आदि | 
हाथ अथ में; जसे--हथकड़ी हथौड़ा आदि । 

साथ का, बराबर का आदि अर्थां में; जेसे--हमराही, 


हमनासि आदि | 
अभ्यास 
संज्ञाओं के विशेषण रूप वृतलाइये--वाजार, प्यार, नमक्र 


रस, चमक, वनारस, और ठंढ | 
२. निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञाएं बनाइए--सुन्दर, मोटा, चिकना, 


वहुत और मीठा । 


निम्नलिखित क्रियाओं के संज्ञाह्॒प वनाइए--देना, वनना, चलता, 
लूटना, मिलना ओर मारना । 


४. प्रत्यय किसे 


कहते हैं 2 कृत आर तद्धित प्रत्ययों में भेद बतालाइये । 


५, उपसग किसे कहते हूँ ? शब्दों में छगऋकर वे क्या काम करते हैँ १ 





ग्यारहवाँ प्रकरण 


कारक और विभक्तियाँ 


कारक का शब्दाथ हे--करनेवाला, पर, व्याकरण में कारक 
' संज्ञाया स्ेनाम की उस स्थिति को कहते हैँ जिसके फल-स्व॒रूप 
क्रिया का रूपसाधन होता है । हम कहते हँ--राम सोता है? | इस 
वाक्य में 'सोना? क्रिया का रूप बनानेवाला राम है, इसलिए राम कारक 
हुआ। एक और वाक्य लीजिए--'मोहन कुत्ते को रोटी देता है? | यहाँ 
मोहन, कुत्ता और रोटी तीनों मिल्लकर 'देला? क्रिया का रूप-साधन कर 
रहे हैं। यदि मोहन न होता तो छुत्ते को रोदी कौन देता ९ यदि कुत्ता 
न होता तो मोहन रोटी किसे देता ? और यदि रोटी न होती तो सोहन 
कुत्ते को क्या देता ? इस प्रकार मोहन, कुत्ता ओर रोटी तीनों उत्त वाक्य 
में कारक हैं | 
अब इस बात पर एक और दृष्टि से विचार कीजिए | कया मोहन 

कुत्ते को रोटी देता है? इस वाक्य में सोहन; कुत्ता और रोटी 

ही प्रकार से 'देना? क्रिया का रूप-साधन करते हैं ? मोहन तो रोदः 
वाला हे ओर कुत्ता रोटी पानेवाला | इसलिए सोहन और छत हन्तें 
अलग-अलग रूपों में कारक हुए; और रोटी इन दोनों रा फिर -छ 
तीसरे ही प्रकार से कारक है । व्याकरण से इन्हीं सदर दाने $ ४िच-- 
से कारकों के अलग-अल्नग प्रकार या भेद निश्चित किला “दर 25 छऋर 
उनके अलग-अलग नाम रखे गये हं। 

हिन्दी में सुख्य रूप से ये आठ कारद माने दाने इक, थागो 

करण, संप्रदातन, अपादान, सस्वन्ध; किक्रार ठत सच्चेोधलत 
यदि विचारपुवेक देखा जाय तो सख्नद बन सप्काबते डोज 
नहीं हे, क्योंकि ये क्रियाओं का सम्ममन नट्टी: ऋषारे । 
भाई मोहन पत्र लिखता है ।! टय वन्‍बट | मलिखसा 


|] है री 


आए ही 


हु 


हि 





प० मानक हिन्दी व्याकरण 








बनाने या उसका साधन करने वाले हँ--सोहन ओर पत्र | यहां राम 
का लिखना! किया से कुछ भी लगाव नहीं है| वह तो मोहन से 
ढ़ भाईवाला सम्बन्ध ही सूचित करता है। स्पष्ट हे कि यह 
रास कारक नहीं है। इसी प्रकार दिबदनत की पुस्तक चोर ले गया। 
में 'ले जाना! क्रिया का रूप बनानेवाले चोर और पुस्तक हैं.। देवदतत 
ले जाना! क्रिया का रझूप नहीं बनाता। इसलिए देवदत्त कारक नहीं 
है । इन दोनों उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि सम्बन्ध कारक 
वास्तव सें कोई कारक नही हे, क्योंकि वह क्रिया का रूप-साधन नही 
करता | इसी प्रकार सम्बोधन भी कारक नहीं होता | वक्ता यदि 
श्रोताओं को सम्बोधित करता हुआ कहे--दिवियों और सज्जनो ! अब 
आपके सम्मुख में एक नई बात रखता हूँ ? तो यहाँ रखना” क्रिया 
सम्पन्न करने या उसका रूप-साधन करनेवाले में! ओर विचार? शब्द 
हैं। 'देवियों या सज्जनों? ने रखना? क्रिया के रूप-साधन में कुछ भी 
सहयोग नहीं किया हे;इसलिए दिवियो? और 'सज्जनो? भले ही सम्बोधन 
कारक मान लिये जायें, पर वास्तव में वे कारक नहीं हैं ।* 


विभक्तियां 


किसी वाक्य में क्रिया का रूप-साधन करनेवाले जितने कारक 
होते हैं, वे सब क्रिया के सम्पादन या साधन सें अलग-अलग अकार 
से सहायक होते है | हम कहते हँ--रास ने कृष्ण को डण्डे से सारा |? 
यहाँ राम ने जिस रूप में मारना! क्रिया के रूप साधन में सहयोग 





१. वास्तव में वात यह हे कि संस्कृत में ( ओर हिन्दी में भी ) छः ही 
कारक हँ-कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण । सम्बन्ध और 
सम्बोधन थे दोनो कारक अधिकतर हिन्दी वेयाकरणों ने अंग्रेजी के रिलेटिव और 
पोकेटिव कारणझा ( रिटोशाए८ट और ५४०८४४ए८ ०४5८ ) के अनुकरण पर ही 
ले लिये ८, आर इस वात पर विचार नहीं किया हद कि वारतव में वे कारक हैं 
या नहीं | इस भूल का परिसाजन होना चाहिये । 


कारक और विभक्तियाँ ८? 
किया है, उस रूप में 'क्ृष्ण' या “डंडे! ने सहयोग नहीं किया हे, 
बल्कि दोनों ने कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार से सहयोग किया हे | राम प्रहार 
करता है, कृष्ण प्रहार सहता है. और डंडे के द्वारा प्रह्मर किया जाता 
है। यही इन तीनों के अलग-अलग भ्रकार या स्थितियाँ हैं. । न 

यहाँ प्रत्येक संज्ञा का काये या स्थिति अलग-अलग है| जिन चिह्नों 
से हमें उनके अलग-अलग कार्यो या स्थितियों का ज्ञान होता हे; 
व्याकरण में उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं।। उक्त वाक्य में इस अकार की 
स्थिति के सूचक ये विभक्ति-चिह्न आये हैं, ने, को और से | यदि इन 
चिह्नों को परस्पर स्थानान्तरित कर दिया जाय तो वाक्य के अथ में 
परिवर्तन हो जायगा | यदि हम कहें--ऋष्ण को राम ने डंडे से मारा? 
तो इस वाक्य में राम और कृष्ण दोनों की स्थितियाँ बिलकुल बदल 
ज्ञायेंगी । 


कारक ओर विभक्ति 


जो स्वयं कोई क्रिया करता हो अथवा कोई क्रिया करने से बिल- 
कुल स्वतंत्र हों, वह कतों कारक होता हैं; और उसकी जो विभक्ति 
उसका व्यपार या स्थिति सूचित करती है, उसे कती कारक की 
विभक्ति कहते हैं। 'राम ने ऋष्ण को डंडे से सारा! बाक्य सें. 'सारताः 
क्रिया करने दाला राम है| यहाँ रास कतो कारक में है और उसका 
उस व्यापार 'ने! विभक्ति लगने पर सूचित होता है; इसलिए ते? कर्ता 
कारक की विभक्ति हुई। 'राम जायेगा? वाक्य में रास कोई क्रिया नहीं 
कर रहा है, फिर भी यहाँ बह जाने की किया करने में स्वतन्त्र है, इस 
लिए यहाँ वह कती कारक में माना जायगा। को से भिन्न वह संज्ञा 
या स्ेनास जिसपर क्रिया का परिणाम या फल होता हो अथवा जो 
जो कतो को सबसे अधिक अभीछ्ट हो वह कसे कारक में होता है; और 
उसकी विसक्ति कर्म कारक की विभक्ति कहलाती है। 'राम ने कृष्ण 
को टंडे से मारा ।! वाक्य सें कृष्णः कर्म कारक में हे और 'को! कर्म 
कारक की विभक्ति है । 

किसी क्रिया के रूप-साधन में जो कारक सबसे अधिक साधक 


अतीक ५#प!७ननरतालरीययकक पद; विन ियालटर भय, 





झर मानक हिन्दी व्याकरण 


'स्टिये_नरीययाअा पवन... दी सीमा # नकल न. .#तेपदमिनाआ ही पिफकजन फिजिकल नल >नतीन+ ढटियप किन ी पल... हरीवकजमी करी कलन कक, #ीफतननीिज-री नरक कया पक (्मेशान्‍ारम+##*५५०.रमेक। “रमिफा-करिज2/तिमिमरयि॥ #*फिमातियिकत कम. 


हो, वह करण कारक होता है| उक्त वाक्य में राम ने कृष्ण को मारने 
केलिए डंडे को साधन बनाया है। स्पष्ट है कि क्रिया मुख्य रूप से 
डंडे के द्वारा संपन्न हुई है। इस लिए डंडा यहाँ करण कारक है. और 
से! करण कारक की विभक्ति है। जिस संज्ञा के उद्देश्य से कोई क्रिया 
की जाती है, वह संप्रदान कारक में होती है; और उसकी विभक्ति 
संप्रदान कारक की विभक्ति कहलाती है | जेसे--'अशोक ने अजीत को 
पुस्तक दी? | यहाँ अजीत संप्रदान कारक में है; क्योंकि पुस्तक उसे 
दी गई है; ओर उसकी विभक्ति को? हैं। 'के लिए? भी संगप्रदान कारक 
की विभक्ति है। जसे--में रास के लिए फल लाया हूँ !” दो चीजों के 
एक दूसरी से प्रथक्‌ होने पर जो चीज निमश्वल या यथास्थित रहे, वह 
अपादान कारक में होती है | जेसे--शुफा से शेर निकलता है? | यहाँ 
गुफा! अपादान कारक में हे । क्योंकि शेर के निकल जाने पर भी वह 
निश्चल या यथास्थित रहती है। अपादान कारक की विभक्ति से! 
है। जब कोई संज्ञा किसी चीज या बात के आधार के रूप में होती 
है, तब उसे अधिकरण कारक कहते हैं | जेसे--“मोपड़ी में साधु रहता 
ह&7। 'मोपड़ीः यहाँ आधार होने के नाते अधिकरण कारक में है; 
और 'में? इस कारक की विभक्ति है | पर! से भी आघार सूचित होत 
है । इसलिए 'पर' भी अधिकरण कारक की ही विभक्ति है। जेसे-- 
तोता पेड़ पर बठा है| 'क! "के? ओर "की? ये तीनों ऐसे चिह्न हैं. जो 
दो संज्ञाओं या स्नामों का पारस्परिक संबंध मात्रा बतत्ाते हैं। 
 जैसे--राम का भाई, मोहन के मित्र; या सीता की सखी | जैसा कि 
हम ऊपर बतला चुके हैं, ये विभक्तियाँ जिन संज्ञाओं के साथ आती 
हं, वे सिद्धांततः कारक नहीं होती, क्योंकि क्रिया के रूप-साधन में 
उनसे कोई सहायता नहीं मिलती; परन्तु अन्य बयाकरण इन विभक्तियों 
से युक्त संज्ञाओं को संबंध-कारक ओर इन विभक्तियों को संबंध कारक 
की विभक्तियाँ सानत हू | का; के आर की सम्बन्ध-सूचक विभक्तियों 
कही जानी चाहिए, न कि सम्बन्ध कारक की विसक्तियों | 


इसी प्रकार हे, ओ, अजी, भरे, रे आदि अव्यय शब्द कुछ संज्ञाओं 


हे हि. 





कारक और विभक्तियाँ ८३ 


०. 6.3 ००५७-०७ “रस करी याय-रीफकानटी मे, हरियया-ही न अरवप काली, कीट मीप॥ गिनकलकरीभक+ी33७क ५७ डिक गपामम यह. 
न्‍समयकानरियाररियाशमकरी' व्िषेककरयाशार यान /#्#रिनिक०७ह१७०क+१3 पेड न पक पिकामरए #मिविकक पे.ा#२१५०जक 


के साथ सम्बोधित करते समय प्रयुक्त किये जाते हैं। जेसे-हे 
मोहन ! ओ लड़के ! बाप रे! आदि । सिद्धांततः सम्बोधन रूप सें' 
प्रयुक्त संज्ञा या विशेषण भी कारक नहीं होता | फिर भी अ्रमवश अनेक 
वैयाकरण उक्त चिह्नों से युक्त संज्ञाओं और विशेषणों को सम्बोधन 
कारक और उनके चिह्नों को संबोधन कारक के विभक्ति-चिह्न मानते 
हैं। इसके अतिरिक्त हे, रे आदि शब्दों को विभक्तियाँ मानना सी भूल 
है। वास्तव में ये अव्यय हैं। इनका पूरा विवेचन अव्ययवाले प्रकरण 
में किया गया है. | 


सके 
कारकों का प्रयोग 


कारकों का प्रयोग विवक्षा पर निर्भर होता है। किसी वाक्य सें 
किसी संज्ञा को अपनी इन्छा के अनुसार विभिन्न कारकों में रखा जा 
सकता है। लेखक था वक्ता जब जिस संज्ञा या सबंनाम को जिस 
कारक में रखना आवश्यक और उचित समझता है, तब उस कारक 
में रखता है | 


4 / बिक 


कारकों ओर उनकी विभक्तियों की तालिका 


कारक विभक्तियाँ 

कत्तो से 

कस को 

करण से 

संप्रदात को 

अपादान से हे 
अधिकरण सें, पर 


संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा का प्रयोग बिना निभक्ति लगाये 
नहीं किया जाता | परन्तु हिन्दी सें कतो और कर्म कारकों में आमेवाली 
संज्ञाओं के साथ विभक्तियां प्रायः नहीं लगाई जातीं | जैसे-- 


प्छ मानक हिन्दी व्याकरण 


शिकार पियाधनरी कक हजार चिप ० यानि नर हीपितलनीगलकनी या विपिआभियाभनीष पक, रिमकमलरवा>तरयक्णरकाक अरीममनअरिषिक»अररालरयढ़ #िजारतमिस दा. 








मोहन ( कर्ता ) रोता है 

गाड़ी ( ” ) चलती है | 
कुत्ता ( ” ) भूकता 

पानी ( ” ) बरसता हे | 

आदि | 

रास (कतो) पानी (कस ) पीता है. । 
लड़की ( ” ) रोटी (?” ) खाती है | 
जुलाहा( ” ) कपड़ा (” ) बुनता है 

कृष्ण (? ) फल (? ) तोड़ता है. 


हिन्दी में अधिकतर अत्रस्थाओं में 'ने! विभ्क्ति का लोप देखा 
जाता है | आवश्यक रूप से इसका हर होता है, जब वाक्य 
सें भूतकालिका सकमंक क्रिया होती है | जेसे-- 
रास ने चोर को पकड़ा | 


यहां पकड़ा? क्रियापद्‌ 'पकड़ना? क्रिया का भूतकाल में होना 
सूचित करता हे; इस लिए यहाँ 'पकड़ना? क्रिया भूतकाल में प्रयुक्त हुई 
है| इसके साथ कम “चोर” भी हैं; इस लिए यह सकमेक क्रिया भी 
हुई। जब क्रिया अकर्मक होती हे, तब ने? विभक्ति का प्रयोग नहीं 
होता । जेसे-- 
राम जाता हे | 
राम गया | 
रास जायगा। , 
यदि सकमंक क्रिया वर्तमान या भविष्यत्‌ काल में हो तब भी ने? 
विभक्ति नही लगती | जेसे-- 
राम रोटी खाता है | 
राम रोटी खायगा ! 
ने! विभक्ति केवल सकमक सूतकालिका क्रिया होने पर ही कततों 
कारक की संज्ञा के साथ लगती ह | जसे-+-- 


ना 5 


कारक और विभक्तियाँ प्र 








-इटपकारमिशारयाक पतन ििशाकरि पे फिराक कपपेकनर कक पनीर + कक 


राम ने रोटी खाई। 
कृष्ण ने पाठ पढ़ा | 
को! विभक्ति कम कारक में प्राणि-बाचक संज्ञाओं के साथ आती 
है, निर्जीव पदार्थों की वाचक संज्ञाओं के साथ नहीं आती | जेसे-- 
रास ने सोहन को सारा | 
मोहन ने शेर को भगाया | 
( यहाँ मोहन और शेर प्राणी हैं. | ) 
राम रोटी खाता है | 
मोहन पुस्तक पढ़ेगा | 
( यहाँ रोटी और पुस्तक प्राणी नहीं हैं, इस लिए कमकारक में 
होने पर भी इनके साथ 'को!? विभ्क्ति नहीं लगी | ) 
कहना” आदि छुछ क्रियाओं के कर के साथ 'को? के स्थान पर 
“से? विभक्तिका भी प्रयोग होता है। जेसे-- 
। राम ने राजा से कहा | 
| कृष्ण ने मुमसे पूछा । 
शेष विभक्तियों का साधारणतः ल्ोप नहीं होता | 


पिभक्तियों के कुछ विचित्र प्रयोग 


साधारणतया देखा जाता हे कि एक कारक की विभक्ति दसरे 
कारकों में! भी अयुक्त होती हे। जेसे--सामान्यतः “को? विभक्ति कर्म 
ओर संभ्रदान कारकों सें आती हे । परन्तु कुछ अवसरों पर अन्य 
कारकों में सी इसका प्रयोग देखा जाता हे जैसे-- 
सोहन को नौकरी कर लेनी चाहिए ! 
-( कतो कारक में को? विभक्ति ) 
राच को कहाँ जाऊअझ 
“( अधिकरण कारक सें 'को? विभक्ति ) 
करण आर अपादान कारको में तो 'से? विसक्ति आती ही है, कर्ता 
अर कप्ते कारकों से भी इसका प्रयोग देखने में आता है। जैसे-- 


या पक वी कक 


अशिकाल:कीकायालमीयतार हरीदेकलरिरता+लमनयतवापपा फीमेल री पल>-रीकिक ह्लीपिताकरपक९०१#4 फल, 


प्‌ सानक हिन्दी व्याकरण 








राम से यह काम न हो सकेगा | 
--( कप्तो कारक में से? विभक्ति) 
मेंने रास से कहा था | 
--( कम कारक में से? विभक्ति) 
इसी प्रकार अधिकरण कारक की 'पर? विभक्तिसंप्रदान कारक भे 
भी प्रयुक्त होती है | जेसे -- 
तुम तो पेसे पर मरते हो 
वह बच्चे पर जान देता है | 
ऐसे अवसरों पर पर? के स्थान पर “के लिए? का भी प्रयोग होता है। 
ने से ओर का विभक्तियाँ 
यहाँ उक्त विभक्तियों के संबंध में जानने योग्य कुछ और विशेष 
बातें बतलाई जाती हें | 
ने! विभक्ति केवल सकमक धातु के सामान्य भूतकालिक, आसतन्न 
भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक और संदिग्ध भूतकालिक क्रिया-पढों के 
कताओं के साथ आती है, केवल, बोल, भूल और ला धातुओं के उक्त 
भूतकालिक क्रिया-पदों के कतोओं के साथ नहीं आती | जेसे-- 
वह कुछ बोला | 
पुस्तक लाया | 
में बात भूला | आदि | 


अन्य भूत-कालिक पढों के कतीओं के साथ 'ने? विभक्ति 'नहीं 
आती | 


साधारणतया यह माना जाता है कि कवी में ने” विभक्ति लगने 
पर क्रिया भी कर्म के अनुसार होती हे । जेसे-- 
राम ने पुस्तक पढ़ी हे 
राम ने ग्रंथ पढ़ा था | 
रास ने लेख पढ़े | 
रन्तु यदि कर्म को? विभक्ति के सा क्रिया-पद कतो के 
लिड़ ओर वचन के अनुसार ही होगा। जेसे-- 
राम ने पुस्तक को पढ़ा हे । । 


अकू 


कारक ओर विभक्तियाँ घे७ 


पंडितजी ने लड़कियों को पढ़ाया है । 

यदि कत्ती ने! विभक्तिसे युक्त हो और ह्विकमंक धातु हो तो 
मुख्य कम के विभक्ति रहित होने पर क्रिया-पद मुख्य कम के लिंग 
और वचन के अज्लुरूप होगा जेसे-- 

( क ) राम ने दिनेश को पुस्तक दी | 
( ख ) वक्ता ने नेताओं को कहानी सुनाई । 

करण कारक की 'से? विभक्ति साधन अथे में ( जैसे--राम चाकू 
से आम काटता है )) कारण अथे में (जेसे--वह बुढ़ापे से दुःखी 
है ), रीति अर्थ में, ( जेसे--मेहनत से पेसा कमाया जाता है ), दशा" 
अर्थ में (जेसे--राम स्वभाव से सरल है) और तुलनात्सक प्रसंगों 
में भी ( जेसे--वह हिसाब से अधिक ले गया ) आती हे | 

अपादान कारक की से? विभक्ति निम्न प्रकार की संज्ञाओं के साथ 
आती हे--( क) जिससे कोई चीज अल्नग होती हो ( जेसे--पह 
से मोटर गिरी ) (ख ) जिसकी किसी से तुलना की जाती हो ( जेसे-- 
वह तुम से अधिक योग्य है ), (ग) जिससे कोई चीज उत्पन्न होती 
हो । ( जैसे--गोबर से कीड़े निकलते हैं) और (घ) जिसके 
फल-स्वरूप कोई क्रिया या परिणाम हो। ( जेसे--लड़का शेर से 
डरता है )। 

अधिकरण कारक की 'में' और 'परः विभक्तियाँ आधार ( जेसे-- 
कमरे सें रास है ), मूल्य ( जेसे--दो आसले में कलम सिलेगी ); अन्तर 
( जसे-मुझ से और आप में केसी समानता ), पार्थक्य ( जेसे--अंधों 
में काना राजा ) कारण (जेसे--बुलाने पर वह आ सकता है ); 
नियस या निश्चय ( जसे--बह अपने वचन पर इृढ रहेगा )) समय 
( जसे--दिन में आना ), स्थिति ( जेसे--वह सजे में है ) आदि की 
सूचक संज्ञाओं के साथ भी आती हं । 

सम्बन्ध-सूचक विभक्तियाँ सम्बन्ध सूचित करने के अतिरिक्त 
स्पासित्व के अथ में ( जसे--बह्‌ किसकी पुस्तक है ? ) मूल कारण 
वाल अथ में (जैसे सोने का हार ), प्रयोजन के अथ में ( जेसे-- 


'अिवानटीसबडानरीप८७ इनकी पाए० ९७-१8. 





ख्घप मानक हिन्दी व्याकरण 


>टलसररमय यह #मिक पक, _अकल्यरकर्सेद>व्ककरचिम। >ेकाक रियल किलर का करइन ठहर. जरीयक- सार वेज पियाआर पेणपर का री बालक प तप ह. हरी भारी निकाह आअ 





हार पलक 


रहते का सकान )) आशिक प्रसंगों में ( जेसे---१०० रुपए का कपड़ा ) 
'आदि में भी आती है | 


विभक्ति लगने पर कारकों के रूपों में होनेवाले विकार 


हम कहते हैं--लड़के ने आम खाया! 'लड़के को राम ने मारा 
लड़के से पुस्तक मँगवा लेना) लड़के को धन दो? लड़के: से फत 
ले लो” लड़के में गुण हैं? आदि-आदि। ऐसे प्रयोगों से सिद्ध होता 
है कि आकारांत पुंल्लिंग शब्दों के साथ विभक्ति लगने पर उनका रुप 
एकारान्त हो जाता है | जब उससें' विभक्ति नहीं लगती, तब उनका 
रूप आकारान्त ही रहता है। जेसे--लड़का अच्छा है, लड़का काम 
पर गया है । आदि | आकारांत पुंलिंग शब्दों को छोड़कर शेष पुंलिंग 
तथा ख्रीलिंग संज्ञाओं के साथ विभक्ति लगने पर उनके रूपों में विकार 
नहीं होता | 

सम्बन्ध सूचक विभक्ति लगने पर भी आकारान्त पुंलिग संज्ञाओं 
का रूप एकारांत हो जाता है| जेसे--लड़के का भाई, लड़के की वहन 
लड़के के मित्र' आदि | सम्बोधन में आकारांत पुंलिंग संज्ञा का एकारांत 
रूप हो जाता है। जसे--अरे लड़के ! चाचा, सासा, दादा, नाना आदि 
प्रृज्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते समय तथा विभक्तियाँ लगाये जाने 
पर सी उनके रूप एकारांत नहीं किये जाते | परन्तु पश्चिम में ऐसी 
अवस्थाओं में सी उक्त रूप णकारांत हो जाते हैं। जेसे--मैं चाचे की 
दुकान पर गया था पर हिन्दी सें “चाचा की दुकान पर” ही प्रशस्त 
ओर शिष्ट-सस्मत प्रयोग माना जाता है | 

संज्ञाओं के बहुबचन रूपों के प्रयोग के लिए अकारांत एकबचन 
संज्ञाओं में पहले 'ओं? ( इकारांत तथा उकारांत संज्ञाओं से यों ) प्रत्यय 
जोड़कर तब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं | जसे--बालकों ने ऐसा कहा; 
फलों में कीड़े पड़े; मुनियों ने प्रवचन किये; साधुओं ने जलन पिया; आदि 
आदि | ईकारांत ओर ऊकारांत संज्ञाएँ उक्त प्रत्यय जोड़े जाने पर 

कारांत और उकारांत हो जाती हैं | जेसे--मालियों ने, सखियों को; 

डाकुओं ने, वहुओं को आदि आदि । 


कारक ओर विभक्तियाँ पं 


रितिक मनन सरल पिय+303 लिया परमार“. जरिया हे. ऋात03७७/*प करके पकने लिवर 7: 





'बकाकिय॥ अ्िशलनरकिआ०#ियान्‍न्‍र फरििया्यका+/टलअिय.हरि ३ वि #िपकााई के. 


संज्ञाओं के बहुबचन रूपों में जब विभक्तियां नहीं लगतीं, तब 
क ) आकारांत पुंलिग सं एकारांत हो जाती हैं| जसे-- 
लड़के चले गये 
गड़ढे भर गये । 
कुत्ते इधर नहीं आते | 


( ख ) इकारांत तथा ईकारांत स्लीलिंग संज्ञाएँ यॉँकारांत हो जाती 
| जेसे-- 
लड़कियाँ गा रही हैं। 
चपातियाँ पक रही हैं ।  * 
घड़ियाँ बन चुकी हैं। आदि आदि। 
(ग) भआाकारांत स्लीलिंग संज्ञाओं में है क़्गाना पड़ता है।' 
आशाएँ नष्ट हो जायेंगी । 
चिताएँ खा जायेगी | 
दवा नहीं आयेंगी | 
तारिकाएँ निकल आईं । 
लताएँ सूख गई | आदि | 
(घ ) अन्य संज्ञाएँ अपने सामान्य एकबचन रूप में ही रहती 
| जेसे-- 
मुनि पहाड़ों पर रहते हैं । 
बालक घर चले गये । 
विद्यालय बन्द हो गये। 
डाकू गाँव छटकर चलते बने | 
माली फूलों की सालाएं लाये | आदि। 
सर्वतासों सें विभक्तियाँ लगने पर कभी तो उनके रूप विद्वत्त हो 
जते हैं और कसी सर्वेनाम और विभक्तियों मिलाकर दुछ नया रू 


पारण कर लेती हैं। यहाँ छुछ ऐसे सर्वेनामों के विसक्ति-यक्त 
की तालिका दी जाती की 


मानक हिन्दी व्याकरण 


। 828 ४ २॥॥8 (0४25४ 350, (00४४ ३४४, ६ २९॥६ /39+0, 0४)७४, 2!७४ ॥93 | ॥ध४ (08, ५क 


2४४४३ )38२ ॥30% ॥2॥॥9 2008 (२, #चे ४४३७ ०१ ४४७३ 08 #पे ॥ट्टार) /६४५४७ ७2) 8|2]४॥४ ।>४ ७ 
30.45 मसल ला अमल अस डकप कद 2 कक मय पलक औ 5: पद अत कर मर आकर 














[। है ॥2ऐ ५७४७ 330 
५५० 

।3: 4.३] । ६४935 ०४६ [४ (हैडिपप५ि है8 833: 454 #०े डै 

सो]... क्षय फ्ड शडि. रण 28+५ थे है हैए.. ६!६७ ५७|७४| 

॥%89098]. कफ]... फोडड़े. 4%28.._ ॥%४६ ।09+9 8 )॥छ४े 98]28 . ५७४ 82.२ ] 
हर 30७४५]. (फट. (3४४४  (>॥ेछे है. ८-4] डे फड़े.( 30 फरेड़ि 

(मा ्ि .ह:०५९ | हैं ० | ५६७९६ (५४७६ 3४४४ ६७४४ | है १० | है:२०२० [ १३छेडि ४2॥५०॥४५४॥३)।९ 

शि]. पेणकआ].. छडड... हैड४४... हफेडि छरेपपि छ्फेडि शेप ऐडेडि. ४2॥%७)४।७।६ 

छऐैए0|.. है| छैड डैडड.... छे8 ड्रेभडि डि8. (४४ पड ($छेड़ि "शेड. ५४४४७।४४४ 
॥28 [ +0४% 

पेश) सम हेड. छेडड.. हओ5 छफडि छेडेडि (प७३ ४३ हे 'हैफेडि. ४३॥४॥५ 

झ्छु 233] ऐड... डेस्‍्छे 53 ड्रेधडि डिपि. (कापवे १इ४ (भछेडि 'हडि 9:2%४% 

। एज. एजए).. झंडे. झूरेबह#ऋ... हडदि.. हुमडि कठि. हैंड (8... है४3 ४8 ।4०88:; 9:2॥५]४५ 

हि ७ हैक कक. कड़े... &६.. 3४ ऐरि.. ४ डे... ६... रे 


बारहवाँ प्रकरण 
लिंग 


लिंग का मूल अथे है--ऐसा चिह् या लक्षण जिससे किसी चीज 
की जाति की पहचान हो सके | जीवों या प्राणियों के शरीर में कुछ 
ऐरेसे चिह्न या लक्षण होते हैं, जिससे इस बात की पहचान होती है कि 
वे पुरुष-बर्ग के हैं या सी-बर्ग के अथोत्‌ नर हैं या सादा | इसी आधार 
पर हिन्दी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के साथ लिग के तत्त्व का सम्बन्ध 
, स्थापित हुआ है । जो तत्त्व हमें यह बतलाता है कि अमुक संज्ञा 
पुरुष-बर्ग की है या ख्री-बर्ग की, उसे लिझ्न कहते हैं । साधारणतः 
' भाषाओं में दो ही लिड्ठ सुख्य होते हँ--पुंलिड़् अथोत्त पुरुष-बर्ग का 
घोधक लिझ्ड और ख्ली-लिड्डः अथोत्‌ खी-बर्ग का बोधक लिज्ञ। व्याकरण 
के क्षेत्र में हमें कहना पढ़ता हे--कष्ण या राम पुंलिंग शब्द हैं, और 
राधा या सीता स्री-लिड्ः हे | परन्तु संस्क्ृत, मराठी, गुजराती, अंगरेजी 
आदि कुछ भाषाओं में इन दोनों लिड्डों के सिवा एक तीसरा नपुंसक- 
लिंग भी माना जाता है, जिसका प्रयोग प्रायः निर्जीब तत्त्वों, पदार्थों, 
भावनाओं आदि के सम्बन्ध सें होता है । जेसे--आपग, पत्थर, पानी, 
ऋरध, दया, भक्ति, श्रद्धा आदि | पर हिन्दी व्याकरण में व्यावहारिक 
धइष्टि से इस तीसरे लपुंसक-लिंग का न तो कोई उपयोग ही हे और न 
कोई स्थान ही | 

जो संज्ञाएँ जीवों या प्राणियों की बाचक होती हैं, उसके लिंग का 
तिणय हम उसके बाच्य के पुरुष ओर स्लीवाले भेद्‌ केशआधार पर सहज 
में कर लेते हैं । हम पुरुष बग की बोधक संज्ञाओं को पुंलिंग और, द्री- 
वगे की बोधक संज्ञाओं की स्री-लिंग कहते और मानते हैं। जैसे-- 
घोड़ा या लड़का पुंलिंग है. और घोड़ी या लड़की ख्रो-लिंग है | कुछ 


है 


अररिया ७०८9 डी स.तरि कारन या वितवपकनकपे धर +रप पा #िवय#मन०+२५५>#प #7-५००ग५७७-८१७५०८)५० : 


ध्र मानक हिन्दी व्याकरण 








अवस्थाओं में जीव-जन्तुओं के वाचक शब्दों के रूप के आधार पर ही 
उनका लिग स्थिर कर लिया जाता है; ओर इस बात का विचार नहीं 
किया जाता कि उसमें से कौन पुरुष बर्ग का है और कौन द्ली-बर्ग का 
जेंसे-चिड़िया, च्यूंटी, बकरी, सकक्‍्खी, मछली सब सी और ल्‍ 
पिस्सू , सच्छुर आदि सब पुंलिंग होते हैँ ।. पर कठिनता उस समय 
होती है, जब ऐसे तत्वों, पदार्थो आदि के बाचक शब्द हमारे सामने 
आते हैं, जिनमें शरीरतः किसी प्रकार का लिंग भेद होता ही नहीं | 
जेसे--बाजार, मकान, गाड़ी, नाव, चाँदी, सोना, धमम, सुक्ति, विश्वास, 
आदि । व्याकरण में इस प्रकार की सभी संज्ञाओं का एक न एक लिंग 
माना ही जाता है | इसलिए सभी साषाओं के व्याकरणों में कुछ ऐसे 
नियम या सिद्धान्त बना लिये जाते हैं जिनसे शब्दों का लिंग-निर्णय 
करने में बहुत कुछ सहायता मित्रती हे। हमारी हिन्दी भाषा मूलतः 
संस्कृत भापा की कुछ शाखाओं से निकली है; इसलिए अनेक अवसरों 
पर हमें संस्क्रत भाषा के लिंग-सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार चलना 
पड़ता है । फिर भीतो हिंन्दी स्व॒तन्त्र भाषा है; और दूसरे उस 
पर अंगरेजी, अरबी, फारसी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के भी कई 
प्रकार से प्रभाव पड़े हैं, इसलिए हिन्दी में संज्ञाओं के लिंग निर्णय के 
नियम, प्रकार और सिद्धान्त भी कुछ स्वतन्त्र हैं। अब हम यहाँ 
संज्ञाओं के लिंग की पहचान के कुछ सामान्य नियस बतलाते हैं । 
२--हिन्दी में प्रचलित अकारांत संस्कृत शब्द पुलिंग होते हैं। 
जेसे--रामस, कृष्ण, नास, ध्यान, विचार, युवक, प्रकाशक; प्रकरण, 
प्रकार, मत, सठ, विक्रम, संघ, शब्द, लेख, लेखक, हस्त आदि। 
२--हिन्दी में प्रचलित देशज, तद्भव तथा विदेशी अकारांत शब्द 
खी-लिंग होते हैँ । जेसे--भीख, आग, रात, बात, सांग, थकान, 
पटान, भीड़, कालर, नस्ल) मालिश, किताब, नसीहत, पेदाइश, राख; |. 
लपेट, छूट, शाम, शासत, आदि | अपवबाद झप में कुछ जकारांत 
च॒कारांत; रकारांत, हकारांत, आदि संव्षाशब्द पुंलिंग होते ढं। 
जेसे--जहाज, पटेवाज; प्याज, काज, मतलब, मकतव, नवाब, हिसाव। 
“बाव, खिताब, झुकाव, पटाव, बहाव, भींगुर, शायर, सुसाफिए 


लिग ६३ 


याह, निबाह, सल्लाह आदि शब्द । सेठ, भांड, कदम आदि आकारांत 
उज्ञा शब्द सी पुंलिंग ही हैं | 
३--संस्कृत के आकारांत शब्द खींलिंग होते हैं.। जेसे-- 
विद्या, लता, श्रद्धा, नवोढा, राधा, क्रिया, समर्थता, सुरक्षा आदि । 
देवता? शब्द संस्क्रत में तो ख्लीजलिंग हे; परन्तु हिन्दी में पुंलिंग माना 
जाता है. 
४--तड्ूब, देशज, तथा विदेशी, आकारांत शब्द पुंलिंग होते हैं.) 
जेसे--उल्ाहना, साँच, ताना, दावा, लुटेरा, मलेरिया, नशा; पेशा, 
पत्नीता, लेखा, मपट्टा आदि | 
४--संस्कृत के इकारांव तथा ईकारांत शब्द ख्लीलिंग होते हैं। 
जैसे--भूमि, विनति, सृष्टि, प्रकृति, विधि, रात्रि, शांति, दानबी) देवी, 
पत्नी आदि शब्द । कवि, पति, यति, विद्यार्थी, हरि आदि कुछ इकारांत 
ज्ञा शब्द पुंलिग भी होते हैं । 
६--ईकारांत देशज, तड्भधब तथा विदेशी शब्द खीलिंग होते हैं । 
से--खिड़की, मिड़की, रोटी, कुरसी, बही, बाल्टी, चोरी, मोंपडी, 


राई, रिहाई, नवाबी, हेठी, खरीददारी, रानी, लोई, तरक्की, 
तलाशी, जिंदगी आदि | 


७--छुछ ईकारांत संज्ञा शब्द पुंलिग भी होते हैं। जेसे--पानी, 
घी, हाथी, दही, सिपाही, मोती, नाई, तेली, साली आदि। अधिकतर 
०] 4 65 ५4 0०५ 0] ५ श५ /* [0] ( 4७ औ९५० 
ऐसी पुंलिंग संज्ञाएँ अन्त सें नी, ती, थी; ली, ही आदि से युक्त होती हैं | 
“अधिकतर उकारांत ओर ऊकारांत संज्ञा शब्द पुंलिंग होते हं; 
जस- साधु, शास्सु) लट्ट, डाकू, लहू, स्वयसू आंद | परन्तु बहू, ज्ू ह। 
वू , आदि छुछ संज्ञाएँ ल्लीललिंग सी होती 
ऊपर जो नियम वतलाये गए हूँ, उनसे संज्ञाओं के लिंग जानमें 
न मम 
१. हिन्दी में शब्दों का लिंग-निर्णय करने के ससय अनेक अचसरों पर इस 
वात का सी ध्यान रखा जाता है कि भिस भाषा से कोडे शब्द हमारे यहाँ 
आया है, उस भाषा में वह किस लिंग में चलता हैं । ॥ 
७ सा० व्या० 


नि हा है 





६९ मानक हिन्दी व्याकरण 


'इसिमरकररिया मर िया॥.>पाउाअरियीया-हरपि हरि “2 कएल्‍#रपियाकी # रिया विकार ९५७७ फ३-+भ५ तारक अरि>>रवकमषकक के, 


का थोड़ा बहुत मार्ग-दशेन अवश्य हो जाता है; फिर भी बहुत से. 
अवसरों पर लिंग का श्रम बराबर बना ही रहता है । ऐसे अवसरों 
पर अच्छे शब्द-कोशों से सहायता ली जा सकती है । 

संज्ञाओं के लिंग-मेद जानने एक ढंग और भी है। साधारणतः 
किसी वाक्य में एक पुंलिंग संज्ञा शब्द के साथ जो विशेषण, किया- 
पद आदि आते हैं, वही अन्य सभी पुलिंग संज्ञा शब्दों के साथ भी 
उसी रूप में आते हैं या आ सकते हैं। परन्तु किसी खीलिग संब्ा 
शब्द को पुंलिंग शब्द के स्थान पर बंठाने पर उक्त प्रकार के वाक्य के 
विशेषण, क्रिया-पद आदि के रूपों में आवश्यक रूप से परिवतेन करना 
पड़ता है' | उद्ाहरणा्थ एक बाकय लीजिए :-- 

घर अच्छा बना है | 

अब हम यदि इस वाक्य की “घर संज्ञा के स्थान पर चाहे कोई 
पुं० एकबचन संज्ञा लाकर रखें, तो वाक्य के अन्य पदों अथोत्‌ अच्छा 
( विशेषण ) और बना है? ( क्रिया-पद ) के रूप सदा ज्यों के तो 
बने रहेंगे, उनमें कभी कोई अन्तर न होगा | जेसे-- 


अअफेजन+रयक#> तय /०३७:#*१५३>पिककरये३ ठ्वकजरयिकर्विकत ३ टीकिलीकटीजीीर, 





कपड़ा अच्छा बना हे | 

कटोरा अच्छा बना हे | 

चाबल अच्छा बना है | 

जूता अच्छा बना है | 

भोजन अच्छा बना है | 

तालाब अच्छा बना है | आदि | 

ऐसे अवसरों पर वाक्य का रूप ही बतला देता है कि इसमें प्रयुक्त 

संज्ञा पुं० है, फिर उन संज्ञाओं की वनावट या रचना-प्रकार चाहे जसा 
हो, उनके पुं० होने में सन्देह नहीं रह जाता | यदि उक्त वाक्य में घर! 
पंलिग के स्थान पर “कविता? ख्लीलिंग शब्द रखा जाय तो वाक्य 
का रूप होगा-- 
जे कविता अच्छी बनी है | 


4 


लिंग ध्ड 


४२५५ /९७ नि मकर, : 2रियरमिशा/मियेकजी सिवनी आल साहू, न्‍क०#रगिय2# परम. मिकालॉटफन/र पिन. वह रनिकातीपिे-#रपक॥ -रीपेपकन री क०-रीमस/# कक #*५.७०टकिकनन्‍र के #रपयह हित पान पिकासियोश हरी पलटी वसफरपक तरिेदेलरनके५+कदका#रटन.निपिकय# मिसाल नाक धमिआ#येक३०८/* फसल, 


फिभए यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि खीलिंग संज्ञा के आने पर 
है| फ़रैड विशेषण और क्रिया-पद दोनों के रूपों में परिवत्तेन हो जाता है । 
| अब यदि इस वाक्य सें कविता! ( स््री० ) संज्ञा के स्थान पर कोई और 
| है। शा ली? संज्ञा शब्द रखें तो भी वाक्य ऐसा ही रहेगा | 


तकिया दाल अच्छी बनी है | 

द्वों के शी रोटी अच्छी बनी है । 

सी बीए खिड़की अच्छी बनी है | 

कार के वी! चोकी अच्छी बनी है | 
 परितनई सड़क अच्छी बनी है | आदि 


वाक्य की इस प्रकार की रचना ही सिद्ध करती है कि इससें प्रयुक्त 
संज्ञा निर्विबाद रूप से ख्ी-लिंग है, भले ही संज्ञाओं की बनावट या 
त पर बह! रचना किसी प्रकार की हो | कभी-की पुंलिंग और स्लीलिंग संज्ञा 
अयीत्‌ क के प्रयोग से केवल विशेषणों का रूप बदलता है क्रियापदों का रूप 
दा थो है पहीं बदलता | जैसे-- 
| रे 
कसा कास करते हो | 
कि, ३३ 
कसी बातें करते हो | 
5 
कैसा आम लाये हो | 
आप कप 
कसी टोपी लाये हो | 
.. उक्त बाक्यों में पुलिंग संज्ञाओं के साथ 'केसाः विशेषण आया 
हैं, खीलिग संज्ञाओं के साथ 'केसीः विशेषण, परन्तु दोनों प्रकार के 
वाक्यों से क्रिया-पद समान हैं.। इसके विपरीत कुछ ऐसी स्थितियाँ सी 
क होती हैं जिसमें क्रिया-पद का रूप बदल जाता है| जैसे-- 9 


इसमें # हि है 
र चाहे ने रास बढ़िया ( या सुन्दर ) कविता करता हे । 
(क्य में सीता बढ़िया ( या सुन्दर ) सिलाई करती हे! 


4 वो उक्त बाक्यों सें विशेषण का रूप दोनों लिंगों की संज्ञाओं के साथ 
ओऑं का त्यों है, परन्तु क्रिया-पद का रूप बदल गया है| 
कभी-कभी वाक्य सें एक वर्ग की संज्ञा के स्थान पर दूसरे वर्ग की 


६६ सानक हिन्दी व्याकरण | 


संज्ञा रखने से केवल विशेषणों और क्रिया-पदों का ही रूप नहीं बढ | 
लता; बल्कि वाक्य की विभक्तियों तथा अन्य संज्ञाओं के रूप भी बदत / 
जाते हैं| जेसे-- 
मोहन का भाई अन्छा लड़का है | 
अब यदि उत्त वाक्य में से भाई” ( पुंलिग संज्ञा ) हटाकर उसके 
स्थान पर बहन” ( स्लीलिंग संज्ञा ) रख दें तो वाक्य का रूप इस प्रकार 
हो जायगा-- 





सोहन की बहन अच्छी लड़की है | 


“बहन अच्छी लड़की है | में जो रूप-विकार हुआ, बह उसी सिद्धाल 
के अनुसार हुआ है जो ऊपर बतलाया गया है | 
अब इस प्रकार की वाक्य-रचनाओं पर एक और दृष्टि से विचाए 

कीजिए | जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कुछ भापाओं में तीर 
लिग होते हें--पुंलिंग, ख्ीलिग ओर नपुंसक लिछ्ः। उन भसापाओं मं 
नपुंसक लिग में निर्जीव वस्तुओं ( जेसे--फल, पुस्तक, ईंट, गाड़ी 
आदि ) का तथा कुछ दूसरी संज्ञाओं का एक अलग बग बना लिय 
जाता है| परन्तु हिन्दी में दो ही लिग हँ--पुंलिंग और स्लीलिग | य 
प्रश्न यह होता है कि पदार्थों का लिंग--निर्णय केसे किया जाय | उन 
पुंलिंग वर्ग में रखा जाय या ख्लीलिंग वर्ग में ? इस प्रश्न के उत्तर | में 
यही कहा जा सकता है--निर्जीद पदार्था के वाचक्र जो शब्द साधार 
पुंलिंग संज्ञाओं द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए वाक्य के रूपों को ज्यों के 
अहण कर लेते हैं, वे पुंलिंग हैं, और जो उन भें विकार लाते हैं, 
ख्ीलिंग हैं| इसी लिए हम कहते हैं कि-- 

वह अच्छा पत्थर है | 

वह अच्छा कपड़ा है | 

बह अच्छा फल हे | आदि | 

वह अच्छी कलम हे | 

वह अच्छी गाड़ी है । आदि | 


लिग ६७ 


उससा*क२:म ढ़ अपन मपकाआनपिश अरब, + हॉल मिनिसाअीकसक०रर ये परी पकआदी नाल यही म्पेसस# पिन कि । 


हमारी कसोटी पर कसने के दो वाक्य होंगे--घर अच्छा बंना 
१ | और “कविता अच्छी बनी है? पहले वाक्य के अनुसार पत्थर, 
पड़ा और फल पुंलिंग संज्ञाएँ हैं और दूसरे वाक्य के अनुसार कलम, 
था गाड़ी खीलिंग संज्ञाएँ हैं । 
पलिंग का स्लीलिंग रूप 

हिन्दी में केवल कुछ जाति-बाचक पुंलिंग संज्ञाओं के खीलिंग रूप 
तते हैं| अन्य प्रकार की संज्ञाओं के स्ली-लिंग रूप नहीं होते | पुंलिंग 
गञतिबाचक संज्ञाओं से बनी ल्लीलिंग संज्ञाएँ सी जाति-बाचक ही 
हती हैं | अधिकतर ऐसी जाति-बाचक पुंलिंग संज्ञाएँ जिनके ल्लीलिंग 
का बनते हैं. वे अकारांत, आकारान्त ओर ईकारान्त होती हैं । 
5४ विजन 








कलर पकरीययनही कप 2 नानक पक ग्रपिका कक पमिकरकमधा हरकत वपफरत था 


कवयूतर -कबूतरी अकारांत पुंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत 
ब्राह्णणप... >ताह्मणी | करने से उनके ख्लीलिंग रूप बने हैं! 
ह्रिन -हिरनी 

साँप -सॉपिन कुछ अकारांत पुं०संज्ञाओं का अन्तिम 
चसार -“चमारिन अकार लुप्त करके तथा इन प्रत्यय 
सगत -भगतिन लगाने से ल्लीलिंग रूप बनता है । 


अकारांत पुंलिंग शब्दों में ध्ची ओर आली प्रत्यय जोड़ने से सर 
के ख्ीलिंग रूप बनते हैं| जेसे-- 


ऊंट -ऊटनी 

सिंह -सिहनी 
देवर -देवरानी 
सेठ. -सेठानी 


सोकर -सनोकरानी 

बायू. -चबुआइन । ऊकारांत और एकारांत पुंलिंग संज्ञाओं 
दूवे. -हुबाइन [| में आइन' अ्रत्यय जोड़कर खीलिंग 
पांडे. -पड़ाइन | रूप बनाये जाते हैं। मूल शब्द सें 


| 
| ] कक 
/ विकार भी संमत हे | 


ध्प मानक हिन्दी व्याकरण 


_सलीकतयइलविय/म्थिहकरिफेए उरविकपकीयया अमित ये! इरिनेताप-रितेक#रीनिहानीये,.शरिविशमिय३-#ि>कहविदे: 62 मिया:आिटा-#रि ९७/7३/6१५2 पक-हम पक थक. मफेककधिषननलर से शर.. हराकर पार .ुकिकातमियेशाल पहने. पिकानििक टीपू, ढ़ पल्‍कातकयररिकक टिविशकषिफमिजम 3. 
हि 


गधा -गधी 

तोता -तोती ते 0८०5 + छ+ $ 
आकारांत पंलिंग संज्ञाओं को ईकारांत 

लड़का लड़की ( डे ई्‌ 


बिल्ला. -बिल्ली 

भतीजा -भततीजी 
क्ुन्ता “कुतिया 
चूहा “चुहिया 


करने से उनके ख्रीलिंग रूप बने हैं।) 


( यहाँ आकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का 
अन्त्य आ लुप्त करके इया ग्रत्यय जोड़ा 
गया है | सूल में विकार भी होता/है | 





दुल्हा -दुल्हिन (अंत्य आः लुप्त करके तथा इन अत्यय 
जोड़ने से आकारांत पुं० संज्ञाओं के 
स्ीलिंग रूप भी बनते हैं। 


घधोबी -धोबिन  ]) ईकारांत पुंलिंग संज्ञाओं का खीलिग 
समोची -मोचिन रूप बनाते समय अन्त्य ई स्वर का 
तेली -तेत्रिन लोप हो जाता है और तब उनमें इन 
साली -सालिन प्रत्यय लग जाता है | 

भंगी -भंगिन 


कुछ पुंलिंग जातिवाचक संज्ञाओं के स्व॒तन्त्र खीलिग रूप सी होते 
हैं। जेसे--आदमी का औरत, पुरुष का ख्री, पति का पत्नी, ससुर का 
सास, राजा का रानी आदि | लोक में भाई की ख्री को भोजाई और 
पुत्र की स्री को पुत्र-वधू कहते है । परन्तु भाषा में भाई शब्द का सख्लीलिंग 
रूप बहल ही है और पुत्र शब्द का स्वीलिग पुत्री, साला का खीलिंग रूप 
साली ही होता हे, सलहज नहीं | 


अल्पाथंक रूप 


ऊपर हसने जिन पुंलिग जातिवाचक संज्ञाओं के ख्ीलिग रूप 
बतलाये हैं, वे सभी नरप्राणियों के सूचक हें । निर्जीब पदार्थों के 
वाचक पुंलिंग शब्दों के भी स्रीलिंग रूप होते हैँ | जेसे--पहाड़ू का 





लिंग ६६ 


सवीकास्मकपिसा>तििस्करप (#वा-कमे ७२०, 
_सवशटम 8८ पिपकार हरीपड>न्‍ पिला लय. .#रीेतानहर पिक्रनकी नेपपकार पक सैर पेक ८ शनरकाती ियकरीय हे चिकनी विशाल प आर 9» .-रपय हनी हर व िपकमटीमनरत पक पद. ० तप अपर मया॒ करी चिप ५० मपसनाह पद अध्िक॥४४/ सका एपा 


पहाड़ी, रस्सा का रस्सी, सटका का सटकी, नद का नदी, परचा का 
परची, जूता का जूती, पत्ता का पत्ती, दौरा का दौरी ख्लीलिंग रूप हैं । 
परन्तु इन्हें अल्पार्थंक खीलिंग रूप कहना अधिक संगत प्रतीत होता 
है, क्योंकि कुछ ख्लीलिंग संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनके पुंलिंग रूप 
तो बनते हैं, फिर भी वे अल्पार्थक ही होती हैं।और छुछ ऐसी 
स्लीलिग संज्ञाएँ भी होती हैं जिनके अल्पा० ख्ी रूप सी होते है । जेसे- 


पुस्तक से पुस्तिका ( ख्लीलिंग अल्पाथक ) 
खाट ख्री० से खटिया ( खी० अल्पार्थक ) 
खाट से खटोला ( पुंलिंग अल्पार्थक ) 


कुछ शब्दों के बने हुए खीलिंग रूप अथ के विचार से उनसे बहुत 
दूर चले जाते हैं और वे अलग पदार्थों के बाचक होते हैं | जेसे-- 
जड़--जड़ी 
शीशा--शीशी 
ताज्ना--ताली 
बूटा--बूटी आदि | 
हक चर 
वोल-चाल ओर लिंग 
कहीं-कहीं स्थानिक बोल-चाल के आधार पर भी एक ही शब्द 
में लिग-भेद देखने में आता हे। गेहूँ और अखबार उत्तर प्रदेश में 
पु० रूप में ओर पंजाब में स्ली० रूप में चलते हैं| कहीं दही खट्टा 
व ओर कहीं दही खट्टी हे बोला जाता हे। गेंद पुं० होने पर भी 
मेज सापा सें ख्री० है| इसी प्रकार कुछ ओर भी शब्द ऐसे हूं 
जिन्हू लोग पुंलिग मानते हैं ओर कुछ लोग ख्रीलिंग । यदि 
काई शब्द अधिकत्तर क्षेत्रों सें पुंलिग बोला जाता हो तो उसे पुंलिंग 
भात् लेना चाहिए। और यदि वह अधिकतर ज्षेत्रों में खीलिंग बोला 
जाता हो तो उसे ख्लीलिंग मान लेना चाहिए | कुछ लोगों का यह मत 
है कि पश्चिमी हिन्दी में लिंगों का जो रूप सान्य हो, वही ठीक और 
शिष्ट-सम्मत है । यह सिद्धान्त अच्छा है, ओर प्रायः माना भी जाता 


१०० सानक हिन्दी व्याकरण 


हे । जिस संज्ञा शब्द का स्लीलिंग और पुंलिंग दोनों रूपों में समान 
प्रयोग होता हो, उसे पुंलिंग ही मान लेना अच्छा होगा | यह सिद्धान्त 
नये अपनाये जानेवाले विदेशी शब्दों के सम्बन्ध में भी अधिक 
उपयोगी तथा ठीक सिद्ध होगा | 
पुंलिंग विशेषणों और क्रिया-पदों के ख्लीलिंग रूप 
जब वाक्य में पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर ख्लीलिंग संज्ञा आती हे, 
तब विशेषणों और क्रिया-पर्दों के रूप परिवत्तित हो जाते हैं| ऐसी 
अवस्था में वे ख्लीलिंग विशेषण और ख्लीलिग क्रिया-पद्‌ कहलाते हैं | 
उदाहरण लीजिए:-- 
मोहन अच्छा घोड़ा लाया है | 
मोहन अच्छी घोड़ी लाया है। 
मोहनी अच्छा घोड़ा लाई है । 
मोहनी अच्छी घोड़ी लाई है । 
उक्त वाक्यों में से हर वाक्य में दो-दो संज्ञाएँ हैं जिनमें से पहली 
संज्ञा कत्तो हैं और दूसरी कस है| एक-एक विशेषण है और एक-एक 
क्रिया-पद है | पुंलिंग ( कत्तों ) संज्ञाओं के साथ लाया है? क्रिया-पद 
आया है, और ख्रीलिंग संज्ञाओं के साथ लाई है? आया है | पुंलिंग 
संज्ञाओं के साथ आनेवाला क्रिया-पद पुंलिंग और परिवर्त्तित रूप में 
स्लीलिग संज्ञाओं के साथ आनेवाला क्रिया-पद स्लीलिंग हुआ | इसी 
प्रकार पुलिग संज्ञा घोड़ा? के साथ अच्छा” विशेषण आता हे, परन्तु 
स्वीलिंग संज्ञा 'घोड़ीः के साथ “अच्छी? विशेषण आता है| इस प्रकार 
अच्छा? को पुंलिंग विशेषण और “अच्छी? को ख्रीलिंग विशेषण 
कहते हैं | 
परन्तु यदि पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर सल्लीलिंग संज्ञाएँ रखने पर 
विशेषण के रूप में परिवत्तेन नहीं होता तो वह पुंलिग विशेषण ही 
कहलाता है । जसे-- 
देवदत्त बढ़िया कपड़ा पहनता हे | 


लिंग १०१ 
शकुन्तला बढ़िया कपड़ा पहनती है । 
देवदत्त बढ़िया धोती माँगता है । 
शहुन्व॒ज्ञा बढ़िया धोती माँगती है | 


उक्त वाक्‍्यों में बढ़िया! का प्रयोग जिस रूप में पुंलिग संज्ञाओं के 
साथ हुआ है, उसी रूप में ख्लीलिग संज्ञाओं के साथ भी हुआ है । 
उसके रूप में परिवत्तेन या विकार नहीं हुआ, इसलिए “बढ़िया? ऐसा 
विशेषण है जो दोनों लिंगों सें समान रूप से चल्नता है । ऐसे विशेषण 
उभय-लिंगी होते हुए भी व्याकरण तथा कोशों में सबेदा पुंलिंग विशे 
पण ही माने जाते हैं । 
सबनामों के पुंलिंग और ख्ीलिंग रूप अलग-अलग नहीं होते, वे 
दोनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। जसे-- 
वह जाता है | 
वह जाती है। 
तू जाता है | 
तू जाती है । 
में आता हूँ | 
सें आती हैँ | आदि | 
ऐसे अवसरों पर वाक्य-रचना के रूप के आधार पर ही जाना 
जाता है कि सबनाम पुंलिंग संज्ञा के स्थान पर आया हे, या खीलिग 
संज्ा के स्थान पर | 
अभ्यास 
१. संज्ञाओं के लिंग जानने के कौन-कौन से मुख्य नियम हें? 
५. ज्री-लिग संज्ञा और अल्पायक स्त्री-संज्ञा में क्या भेद है ? 
३. निम्नलिखित पुंलिद्न संज्ञाओ्रों के खी-लिग और खज्री-लिग संज्ञाओं के पुलि 
रूप बनाइए--- 
तेली, हिरन, माता, वधू , दुल्हा, स्री, भेड़, बहन और साली । 


सननीनीनीय+--न+की न्कीननीय। नीता 


तेरहवाँ प्रकरण 
चचन 


संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, उसे 
व्याकरण में बचन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में तो संज्ञाओं के 
तीन वचन माने गये हैं--एक-वचन, टद्विवचन और बहु-वचन; परन्तु 
अधिकतर अन्यान्य भाषाओं की तरह हिन्दी में वचन के दो ही भेद 
ने गये हैं--एक-बचन और बहु-बचन | जब संज्ञा के रूप से किसी 
एक चीज अथवा एक सामूहिक इकाई का बोध होता है, तब उसे एक- 
वचन संज्ञा कहते हैं, और जब उसके रूप से एक से अधिक अथॉत 
अनेक चीजों या अनेक सामूहिक इकाइयों का बोध होता है, तब उसे 
हु-बचन कहते हैं | जेसे-- 


लड़का रोटी खाता है | ( लड़का, रोटी दोनों एक-बचन ) 

ग्वाला गाय पालता है | ( ग्वाला, गाय दोनों एक-वचन ) 

लड़के रोटी खाते हैं । ( लड़के बहु-बंचन और रोटी एक- 
वचन ) 

लड़के रोटियाँ खाते हैं. | ( लड़के और रोटियाँ दोनों बहु- 
वचन ) 

ग्वाला गोएँ पालता हे | ( ग्वाला एक-बचन और गो 
बहु-वचन ) 

ग्वाले गौएँ पालते हैं । ( ग्वाले और गौएँ दोनों बहु- 

! वचन ) 


पहले वाक्य में एक लड़का और एक रोटी हे | लड़का और रोटी 
दोनों संज्ञाएँ एक-एक चीज की वाचक हैं, इसलिए वचन की दृष्टि से 
इनके ये रूप एक-बचन हुए। दूसरे वाक्य सें ग्वाला और गी भी एक- 
एक चीज के सूचक होने के कारण एक-वचन में ही हैं। तीसरे वाक्य में 


कं रे 
न्‍ँ कल 


बचन १०३ 


235 मर ३ झरना, #टरप:न्‍कपएुकर प+नी न प. हरी पिला खाअतत किक रीिशातलनीी स्‍्रलटी पनलरीियय हरीपिकननर कहानी पकटम कह .टरट पिन करी पक पकााली पक अर मकबरा नकारा की मकपए 3 ३१कर ३0 ५ पारित ०याका#भ 0 #तिषकमालीशक कफ. 


तड़के कहने से एक से अधिक अथाोत्‌ अनेक लड़कों का बोध होता है, 
रन्‍्तु रोटी संख्या में एक ही है, इसलिए लड़के बहु-बचन रूप में 
और रोटी एक-बचन रूप में है। चोथे वाक्य में लड़के” बहु-वचन 
के साथ रोटियाँ भी बहु-बचन हैं। पाँचवें वाक्य सें ग्वाला एक-बचन 
श्रौर गोएं बहु-बचन हैँ; और छठे वाक्य में ग्वाले भी बहु-बचन हे 
और गोएँ सी | 

उक्त उदाहरणों से दो बातें ध्यान में आती हैं। एक तो यह कि 
पज्ञा के एक-बचन से बहु-बचन बनाते समय उसके रूप में कुछ 
बेकार करना पड़ता है! जेसे--लड़का से लड़के; ग्वाला से ग्वाले, रोटी 
पे रोटियों और गौ से गौएँ आदि रूप बनते हैँ | दूसरी बात यह 
फत-बाचक एक-बचत संज्ञा का बहु-बचन रूप करते पर क्रिया-पदों सें 
भी विकार होता है? | बहु-वचन संज्ञा के साथ क्रिया-पद का आनेवाला 
हप भी बहु-बचन होता हे । खाता है”? एक-बचन क्रिया-पद है; और 
खाते हैं? बहु-बचन क्रिया-पद्‌ है | क्रिया-पदों की तरह विशेषणों के 
परी बहु-बचन रूप हो जाते हैं। 'यह? और भला” विशेषण एक-वचन 
१, तथा ये? और “भत्ते! विशेषण बहु-वचन हैं | 

कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक-बचन और बहु-बचन 
गैनों में संज्ञा एक ही रूप में चलती हैं, अथोत्‌ उसमें कोई विकार 
हीं होत [|! जंसे--- 


अच्छा आम खाया जाता है | 
अच्छे आम खाये जाते हैं । 
घर सुन्दर बना हे | 
घर सुन्दर बने हैं | 
पहले और तीसरे बाक्यों में आस तथा घर एक-बचन रूप से 
॒रयुक्त हुए हैं ओर दूसरे तथा चौथे वाक्यों में वही आम तथा घर बह- 
पचन रूप से सी प्रयुक्त हुए हं। ऐसे अवसरों पर संज्ञाओं का वचन 
१. एस विषय की विशेष वातें 'क्रिया-पदों की रचना! शीपक प्रकरण से 
बतलाई गई हैं। 


१०४ मानक हिन्दी व्याकरण 


हक इर्लरियया<मारी पथ निकाह मेड हरा चिया+ली कलर षमाक हरि अरिल#रयकाजनर नम 





हट जल रीयल प करी पेज री -ियकक अशिषियलरीिलललरीपभलय रे करनी पक तह हट ीजिकलरीतफानरित फनी ये. ि>ज-मन#पिक 


उनके विशेषणों तथा, क्रिया-पदों के आधार पर जाना जाता है | अथोत्‌ 
यदि क्रिया-पद, विशेषण आदि बहु-बचन रूप में हों तो संज्ञा भी बहु- 
वचन कही जायगी, और यदि क्रिया-पद तथा विशेषण एक-बचन में 
हों तो संज्ञा भी एक-बचन सानी जायगी | 
बहु-बचन का एक और रूप भी होता है जिसे आदरार्थक बहु-वचन 
हते हैं | क्रिया-पदों के आधार पर संज्ञाओं के बचन का निधोरण 
करते समय संज्ञाओं के इस आदराथक प्रयोग का भी ध्यान रखना 
- पड़ता है | संज्ञा के एक-बचन रहने पर सी यदि हम उसका आदरपूर्नेक 
उल्लेख करेंगे तो हमें आदराथेक बहु-वचन रूप में उसका प्रयोग करना 
पड़ेगा, और क्रिया-पद तथा विशेषण भी बहु-बचन रूप में रखने पड़ेंगे | 
कुछ अवसरों पर आदराथेक प्रयोग के समय संज्ञा के साथ आदर- 
सूचक “जी? भी लगा देते हैं | जेसे-- 
भैया जी आ रहे हैं । 
पिता जी जा रहे हैं | 
गुरु जी पढ़ा रहे हैं । 
माता जी पाठ कर रही हैं | 
ऐसे अवसरों पर संज्ञा तो बस्तुतः एक-बचन ही होती है; पर 
क्रिया-पद के आधार पर उसे आदराथेक बहु-बचन कहते हैं | 


संज्ञाओं के एक-बचन रूप से बहु-बचनल रूप बनाते समय निम्त- 
लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 


(के ) यदि संज्ञा आकारांत पंलिंग एक-बचन हो तो वहु-बवचन रूप 
सके अन्तिम 'आ! का (ए! हो जायगा | जेसे-- 


90. 


लड़का छलड़क 
बच्चा बच्चे 
पौधा +-पोधे 

कपड़ा --कपड़े 


ह28. 
कुत्ता &ऊुत 


0 
हि 
ह्र। 


जे 2 





| 
| 











कि चक 
पड पल 
प्तः _ओे ++++ 
है २ कम डचए ऊआाइच्डू -« 
ा च कर ५ पक किक 
आह: 2 खा लब्ज्््िजिल जज च ला जाओ चुप चकतब++ डक. लिकलत>+ 33 
प्स््जे श सजखुच, इआाहू, आ-३६.९ ४८०७ 5:०७०5६रु २०६.४६७. ६९. ६०३ जद 
५ बढ के रच रा प 53 ा 
धह्एरध्य्न्ण् हाफ एव एछ्धय रा जी झामा झा पाराण----« 
एड ज अअजऊ हुण, 5ए दर ू. अपर | धषछ 
हैक 
<+२८४क बज 
द्ब्द्टा >> डडहे 
क्र च् 
ज्ज्ड्ण्ट््र सम 
पड पट 
कक 
विजन 49७० ककेकक- 
2 । ब्ल्च्प्््‌ 
हु कप 
सदा ब्-ज्ज>प का 
की! सर 
स्ड््त च्स्प् 
पा एर बल्ल-्जाज् 
हि. 
८ ण्प्टे स्प््फ ! 
अप ८7१ “>०२ए६ ४४६४० 
रे का 4 पा थे च 
कंज+ कु पा > घ्म जे कफ ओ है २२ पु ०६ नकेकम 
क्ल्यि दा एच्टनचचच दा हूं ता धा- न हषिष्ध्यार ५ सा ते ए+ 
 आ के ऋआ ओर च् रे 522 ् ् 
हब भीड़ 55 दि स््प किक जाते ्>5 के, ७० ९० के ७-० क+ है ० कर 
# श्र, दे हाथ, भआाद रूप हे जाते है । जरझ-- जाता एप दा हे ६।| 
ही 


ध्यदि 
उ आाद्रंत एल्‍-पचम सेक्षालों पर 
नके रूप में विद्गर परी ऐोेता। जैेपे-- 
हमारा चाचा ( था सासा ) कानपुर में रहता ऐ। 
या सासा ) कानपुर में रहते ६ 





है 
जाहों "जे पं फ्प पक ५ ब््म्ड ३4० रकम जाते! ते छः * 
दा था' का खाते थे' छोर 'जाता होगा छा जाते छोर ध्ा 
चर 





दूसरे वाक्य से यह श्रम हो सकता हे कि परी पाया ( या साधा ) 
कर प्रयोग टेक जु कर 
का प्रयोग आदरराथेक रूप में तो नही एसा हं। यदि ऐसे जपपरों पर 


तर 
यह भरत दूर करने के लिए संज्ञा के साथ होम, गण, परे, जप जादि 
से कोई एक समूह-पाचक शब्द जो दिया ज्यय जपघवा एसफे 
पहले दोनों? 'चारों' आदि संख्या-यायफ-विशेषण जगा दिने झामे पो 
रहते हैं अथवा मेरे दोनों मामा फानपुर भे रहते १ 
_ पस्‍्कृत की आकारांत पुंलिंग एफसचच राधाए भी घएुन्प भें 
ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं, उनके रूप में पिफार नहीं शोता। जरा 
है बहुत जच्छा योद्धा था. ओर ये सभी ग[त्त जच्से गोद भे । 
(ख्र) हिन्दी की आकारांत एफनसचन्त पुंणिय संशाणों |. हरी: 


रु 


।॥ 


१2] 


वर ५? का७ १३७०० + यो +५/)९७७/*५७ “७७ पे क3- प७७- भकथ “३७५० क्‍३ 3प७०.. 3९... “७. 


१०६ मानक हिन्दी व्याकरण 


अन्य पुलिंग संज्ञाओं को बहु-बचन बनाते समय उनके रूपों में कोई 
विकार नहीं करना पड़ता। ऐसी संज्ञाएं एक-बचन ओर बह-बचन 
दोनों रूपों में एक ही तरह प्रयुक्त होती हैँ | जेसे-- 
बालक पढ़ता हे | 
बालक पढ़ते हैं । 
पड़ोसी चोर निकला | 
साधू चला गया | 
साधू चले गये | 
ठीक-ठीक बोध कराने के लिए ऐसी संज्ञाओं का बहु-बचन रूप में 
बालकगण, पड़ोसी लोग, साधुजन आदि लिखना ही अधिक प्रशस्त 


माना जाता है | 
( ग ) अकारांत एक-बचन स्त्री-लिंग संज्ञाओं को वहु-बचन रूप देते 
समय उनके अकारांत रूप को 'एं'कारांत कर दिया जाता है। जेसे-- 


रात “+रातें 

बात “बातें 

चाल --चालें 

दाल दालें 

पुस्तक. “पुस्तकें 
वेगस “-वेग्ें 
पेन्सिल +पेन्सिलें 
चादर +-चादरें आदि | 


(घ) आकारांत, उकारांत तथा ऊकारांत ख्ीलिंग एक-बचन संकज्ञाओं 
का बहु-बचन रूप बनाते समय उनमें एं जोड़ा जाता है | जैसे-- 


लवा +>लताएँ 
सीमा --सीमाएँ 
हवा +-हवाएँ 


घटा +-घटाएँ 


बचन १०७ 


अमकार/ ३०९५ “*िकत का च० १६७ ट॥क+पिदाहारेयारयक् समनय/स॥नकहस#+१९०१रदडष “मिलिए पिकार यश .//मैपकलतीमके/ मार #सिप५#र विद पतन भाह.. क्‍या विआररीत का ;पवहजलमलाकतअा पाल हरि िय/#“९०क ये, ेफमतरिगिपापनलिफानमभक् अशीमेयन्‍लनवाकफननीि परम पर. 


पताका --पताकाएँ 


छुटा. +जुटाएँ 

माता >माताएँ 

विद्या >विद्याएँ 

वस्तु +>स्तुएँ 

ऋतु +ऋतुएँ 

छू ऋ-डछएँ 

गो न-गोएँ आदि | 


( च ) कुछ ऊकारांत एक-बचन स्तरीलिंग संज्ञाओं के उकांरात रूप 
चनाकर तब उनमें 'एं? जोड़ा जाता है | जेसे-- 
बहू “बहु + एँ -धहुएँ 
वधू -वधु + ऐँ -बघुएँ 
( छ ) इकारांत एक-बचन खीलिंग संज्ञाओं के एक-बचन रूप में 
याँ जोड़कर उन्हें बहु-बचन बनाया जाता है । जेसे-- 
शक्ति --शक्तियाँ 
रीति +रीतियाँ 
सृष्टि >-सहष्टियाँ 
भूमि --भूमियाँ 
सन्धि --सन्धियाँ आदि | 
( ज ) ईकारांत एक-बचन ख्रीलिंग संज्ञाओं को बहु-बचन बनाते 
समय पहले इन्हें इकारांत किया जाता है, और तब उनमें याँ जोड़ा 
जाता है। जेसे-- 
क्यारी +क्यारियाँ 


जूती जूतियों 
टोपी >ठोपियाँ 
घोती +>घोतियाँ 


लड़की +-लड़कियाँ 


मी 


श्०्प मानक हिन्दी व्याकरण 


'उरयाया८ह पक. हहनपलरय मल पे #रििया अर जकारय॥ हरी लअर+०/ ०५ अम्िक॥ परनशलन-री लाकर, तिवपनलीवक+#ीसजा#म पक. टाल “पक पट पन्‍न्‍ी पक “विलय लिमनकतिकषा अटितिनालरीषण+री नी पक रजनी फसल. अीीपल्‍न्‍ति कक, 


द्री ओऋादरियाँ 
शादी “शादियों 
चिट्ठी ऋचिट्ठियाँ आदि | 


(झ ) जिन स्लीलिंग एकनबचन संज्ञाओं के अन्त में या होता है, 
उन पर केवल चन्द्रविन्दु लगाने से उनका बहु-बचन रूप बन जाता 
है। जेसे-- 

गुड़िया “खणुड़ियाँ 

बतिया “बतियाँ 

डिबिया >-डिबियाँ 

चिड़िया -चिड़ियाँ 

पुड़िया पुड़ियाँ 

चुहिया चुहियों आदि | 

संस्क्षत आकारांत स्लीलिंग एक-वचन संज्ञाओं के बहु-बचन ँ' 

प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं | जेसे-- 
छाया का छायाएँ हे 
माया का सायाएँ 
काया का कायाएँ आदि बनते हैं । 

( ८ ) शेष स्लीलिंग संज्ञाएँ एक-बचन और बहु-बचन दोनों में समान 
रूप से चलती हैं. 

वचन के संबंध में एक बात ओर जान लेनी चाहिये | यदि वाक्य 
में एक-बचन या बहु-बचन संज्ञाओं के उपरांत विभक्तियाँ नहीं आतीं 
तो वे अपने सामान्य रूपों में ही प्रयुक्त होती हैं | जेसे-- 

एक-बचन पुंलिंग चोर और घर हे चोर घर लूट कर ले गया | 


बहु-वचन पुंलिंग संज्ञा चोर ) चोर अनेक घर ह्यूटकर ले गये | 

या चोर लोग और घर (अथवा चोर लोग अनेक घर छूट 
कर ले गये | 

एक-वचन ख्रीलिंग संज्ञा-लड़की का गो रोटी पकाती है | 

चहु-बचन ख्लीलिंग संज्ञा-लड़ लड़कियां कमरे सजातोी हैं | 


वचन १०६ 


'/ट-3७५०/५७./टव 2रकपनमयकामकािकाक 0. 3«# ८ 2#०३७०./वउरमपदकमिदक.८यक#ा जाने 





अिदालरिफाअपिदरर | इसपर िाररका कर ातमक री प जल िक, 


परन्तु यदि बहु-वचन पुंलिंग अथवा खीलिज्ञ संज्ञाओं के उपरांत 
पिभक्तियों आती हैं तो उनके रूप ओं'कारांत हो जाते हैं। जेसे-- 
चोरों ने घर छूटे हैं | 
चोरों ने घरों को छूटा | 
लड़कियों ने कमरे सजाये | 
लड़कियों ने कमरों को सजाया | 
फिर भी उक्त अवसरों पर घरों को? और 'कमरों को? कहना ठीक 
नहीं समझा जाता। शिष्ट-सम्मत रूप 'घर छूटे! और कमरे सजाये? 
ही माने जाते हैं | एक-बचन संज्ञाओं में विभक्तियोँ लगने पर किसी 
प्रकार का परिवत्तेन नहीं होता | जेसे-- 
चोर ने घर को छूट लिया | 
मोर ने साँप को खा डाला | आदि | 
उक्त वाक्‍्यों के रूप उनकी एक-बचन संज्ञाओं को बहु-वचन बना 
देने पर इस प्रकार हो जायँंगे-- 
चोरों ने घरों कोछूट लिया। 
बहु-वचन विशेष्यों में विभक्ति लगने पर भी विशेषणों के बहु-बचन 
में होनेवाले सामान्य रूपों में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता | जेसे- 
काला घोड़ा आया | ( एक-बचन पुंलिद्भ विशेषण ) 
काले घोड़े आये | ( बहु-बचन पुंलिद्ध विशेषण ) 
काले घोड़ों ने घास खाई | ( कोई विकार नहीं ) 
काली घोड़ी आई | ( खीलिद्ज विशेषण एक-बचन और 
काली घोड़ियाँ आइं। बहु-वचन में सम्मान रूप से 
चलते हूं ) | 





कक, 


काली घोड़ियों ने घास खाई आदि | 


हस ऊपर बतला चुके हैं कि आकारांत-पुंलिज्ञ एक-चचन संज्ञाओं 
बहु-बंचन रूप एकारांत हो जाते हैँ, जसे--कमरा से कमरे, लोटा से 
आदि । एक-वचन रूप में भी विभक्ति लगने पर उनके रूप 


5 सा[५ व्याफ८ 


कह 


ञ््‌ 
ट 


११० सानक हिन्दी व्याकरण 


दरिया पद “म्पशाहर पिनह या नेक यहल्‍/# राम कम्यक #िपयमममषेना कार 


७४ 
एकारांत हो जाते हैं। जेसे--कमरे में, कमरे से, कमरे की, कमरे पर, 
कमरे तक, लोठटे का, लोटे पर, लोटे में आदि | यहाँ यह अ्रम हो सकता 
है कि 'कमरे! क्‍या 'कमरा” का बहु-वचन रूप तो नहीं है ? यहाँ कमरे 
में, कमरे से या कमरे का 'कसरा? बहु-बचन रूप नहीं आया हे । बहु 
वचन रूप तो कमरों में, कमरों से, कमरों का आदि होगा | हम ऊपर 
बतला चुके हैं कि विभक्ति लगने पर बहु-बचन संज्ञाएँ सदा ओंकारांत 
हो जाती हैं। “कमरा? का बहु-वचन रूप विभक्ति लगने पर कमरों? हो 
जायगा “कमरे! नहीं रहेगा । 

सबनासों के बहु-बचन रूप इस प्रकार बनते हैं | 
मं--हम ( या हम लोग ) 
>तुम ( या तुम लोग ) 
बह--वे ( या वे लोग ) 
कुछ सबं-नामों के बहु-वचन रूप दिखलाने के लिए उनकी पुनरा- 
वृत्ति की जाती है । जेसे-- 
बहाँ कोन-कीन लोग आये थे ९ 
किस-किस ने चंदा दिया 
कोई-कोई ऐसा भी कहते हें | 
इधर कुछ संज्ञाओं की सी बडु-बचन रूप में पुनरावृत्ति देखो जाती 
है | जेसे--जड़के घर-घर जाकए चंद्रा लाये थे, वह बात-बात में 
आपत्ति करता था। छुत्ज संज्ञाओं में उनके अनुकरण-बाचक रूप जोड़ने 
पर भी, उनका रूप बहु-बचन हो जाता है। जेसे-- 
चोर बोर नहीं रहते | 
दिल्ली में मकान वकान नहीं मिलते | 
पेड़ वेड़ लेकर क्‍या करेंगे | 
दर्शन, देवता; प्राण आदि शब्द बहु-बचन रूप में ही प्रयुक्त करने 
चाहिएँ, एक-बचन में नही | भगवान्‌ का दर्शन किया? के स्थान पर 
भगवान्‌ के दशन किये! ओर प्राण निकल जायगा? के स्थान पर 
थआ्राण निकल जायेंगे! कहना ही अधिक प्रशस्त माना जाता है । 








हटकर ना»+6० ३ .इरीरप००ेम विकास २०७# देह. मन#र कमान वि 


86. न 


छ 
चोदहवाँ प्रकरण 
क्रिया-पद 

किसी क्रिया की धातु से अनेक क्रिया-पद बनते हैं। उदाहरणा' 
“खाना? क्रिया की खा? घातु से खाता हूँ, खाते हो, खाते हैं, खाती हूँ 
खाती हो, खाती हैं, खाते हैं, खाता था, खा रहा था; खायेगा 
खायेगी, खाय्येंगे आदि अनेक क्रिया-पद्‌ बनते हैं| इसी प्रकार होना 
जाना, आता, लेना; देना, करना, मारना आदि क्रियाओं की हो, ज। 
आ।, ले, दे, कर; मार आदि धातुओं से भी अनेक क्रिया-पद बनते हैं 
स्वभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि विभिन्न क्रिया-पदों ६ 
रूप किन-किन कारणों से बनते हैं।वैयाकरण बतलाते हैं कि पुरुष 
लिड्ज, वचन; वाच्य, काल और अथे इन छः कारणों से विभिन्न क्रिया 
पद बनते हैं| यहाँ हम इन्ही कारणों पर क्रमशः विचार करेंगे | 
१, पुरुष और क्रिया-पद्‌ 

जब कोई व्याक्त अपने लिए जाना? क्रिया का प्रयोग करता है 
तब वह 'जा” से 'न्नाज्नांखत क्रिया-पद बनाता हमें जाता हू. * 
गया; में जाडँगा; ओर जब वह अन्य पुरुष के लिए जाना क्रिया क 
प्रयोग करता है, तब कहता हे--तू जाता है, तू गया, तू जायगा 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न पुरुषों के साथ छुष 
क्रिया-पद समान रूप से प्रयुक्त होते हैं ( जसे--यहाँ गया क्रिया-पः 
तीनों एक-बचन पुरुषों के साथ समान रूप से प्रयुक्त हुआ है ); ओऔ 
कुछ अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न क्रिया-पद भी प्रयुक्त होते हैं | तू जात 
हं? ओर 'बह भी जाता हैं! तक तो ठीक है; परन्तु 'मं! के साथ जात 
हूँ” हो जाता हे । ; 
२, लिंग आर क्रिया- पद 

राम जाता ह” ओर सीता जाती हे? मे ( पुरुष ) जाता 
ओर 'मे (री ) जाती हूं, तथा तू ( पुरुष ) जाता है? और तू (स्त्री) 


क्रिया-पद ११३ 


जाती है? रूप होते हैं। इसी प्रकार में ( पुं०) गया और में ( ख्ी० ) 
वह (पुं?) गया और वह (ख्री० ) गई तथा तू ( पुं० ) गया 
भोर पू ( ख्ली० ) गई रूप होते हैं । लिंग के संबंध में स्पष्ट हे कि मूल 
धातु से बना हुआ कृढद॑त आकारांत रूप ईकारांत हो जाता है, और 
सहायक धातु का जो रूप मूल घातु के कृदंत के साथ मिलकर 
क्रिया-पद बनाता है, वह बेसा ही रह जाता है। जेसे में (पं०) 
जाता हूँ और में ( ख्ली० ) जाती हूं, में जा? धातु का जाता” आकारांत 
क्दुंत रूप इकारांत हो गया; पर हूँ ज्यों का त्यों उसी रूप में 
बना रहा | 
जब मूल धातु के साथ सहायक धातु नहीं आती, तब दोनों लिंगों 
भे क्रिया-पद समान रहते हैं | जेसे-- 


तू ( पुरुष ) जा | 

तू (सत्री)जा। 

में ( पुरुष ) जाऊँ। 

में (स्बी) जाऊँ। * 

बह ( पुरुष ) जाए या जाय | 
वह ( स्री) जाए या जाय | 


२, वचन ओर क्रिया-पद 


चचत की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य देखें-- 
में ( पुरुष ) जाता हूँ. ओर हम ( पुरुष ) जाते हैँ 
में (स्री) जाती हू और हम ( स्रियाँ ) जाती हैं 
लड़का जायगा ओऔर लड़के जायेंगे 
लड़की जायगी ओर लड़कियों जायेंगी 


3. जायया' का एक ओर रूप जावेगा, ओर “जायगे! का एक और रूप ... 
अपप भा भरयुक्त होता द, परन्तु जावेगा ओर जावेंगे! रूपों का प्रयोग अश्रव 
रत बम्म हो गया हैं । 


११७ मानक हिन्दी व्याकरण 


'इटपिकरनक-९००मनय, हियए-#गविक-म कार हर्थिकफरिकलनपेक<१५ ह्पिकाइतनपिकामपिका# रकम» पलक, ##११७७/१९७३०+०५०++५ "कक शेक+१० ५०३ (ये जरक पक /७७७३०५७०/१३५०/* ९. #*९/*ी पर वलम्थिक विनय 
तू (पुं०) गया और तुम ( लोग ) गये या गए 
तू ( सखी) गई या गयी और तुम ( ख्त्रियाँ ) गई या गयीं 
उक्त वाक्‍्यों से स्पष्ट होता है कि पएंलिग एक-बचन के कत्तों 
साथ जो क्रिया-पद आते हैं, उनके बहु-वचन रूप होने पर वाक्य के 
क्रिया-पदों के रूप सी बदल जाते हैं। यही बात स््री-लिग एक-वंचन 
कत्ती और स्री० बहु-वचन करत्तो के संबंध में भी है | दूसरी बात यह है 
कि पुंलिग बहु-चचन कत्तो के साथ आनेवाले क्रिया-पढ़ों ओर ख्ीलिग 
बहु-वचन कत्तो के साथ आनेवाल्ले क्रिया-पदों में भी अन्तर होता है | 
पंलिग बहु-वचन कत्तो के क्रिया-पद के एकारान्त रूप ईकारांत हो जाते 
हैं. और येक्रारान्त रूप ईकारान्त हो जाते हैं | 


बाच्य ओर क्रिया-पद 


बाच्य का शब्दार्थ है जो कहा जाने को हो अथवा जो कहा गया 

हो | पर व्याकरण में बाच्य से अभिप्राय क्रिया-पद के उस वत्त्व से 
होता है जो किसी के संबंध में कुछ कहता है | अधिकतर क्रिया-पद 
कत्तो के सम्बन्ध सें ही कुछ कहते हैं, परन्तु कुछ क्रिया-पद्‌ कत्तों के 
संबंध में कुछ न कह कर कम के संबंध में कहते हैं। और कुछ 
ऐसे क्रिया-पद भी होते हैं जो न तो कत्ती के संबंध में ही कुछ कहते हैं 
और न कम के सम्बन्ध में ही, बल्कि किसी क्रिया के भाव के संबंध में 
कुछ कहते हैं । 

राम पुस्तक पढ़ता हे 

मोहन रोटी खायगा 

दरजी कपड़ा सीता है 

रमेश सोता है 

नारायण रोया. आदि। 





१, गए, गयी, गयी के संबंध में एक ध्यान रखने की वात यह है कि श्राज 
कुल इनके गये, गड और गई हप ही प्रशस्त ओर शिष्ट-सम्मत माने जाते 


क्रिया-पद्‌ १५१५ 





यहाँ क्रिया-पद्‌ कततोओं के सम्बंध में ही कुछ कह रहे हैं | यदि उच्त 
क्रिया-पदों के योग से प्रश्न किया जाय--कौन ? और प्रश्न का उत्तर 
मिल्रे तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया-पद कत्ती के सम्बन्ध में ही झुछ 
कह रहा है | 
पढ़ता है--कौन ? रास, 
खायेगा--कौन ?--मोहन; 
सीता है--कौन ९--दरजीः 
सोता हे--कौन ९--रमेश; 
रोया--कौन ९--नारायण | 
उक्त सभी क्रिया-पदों के योग से कौन” प्रश्न का उत्तर मिलता है; 
इस लिए ये सभी क्रिया-पद कर्ता के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं। ऐसे 
क्रिया-पदों को कतृवाच्य क्रिया-पद कहते हैं । 
कम्त के सम्बन्ध में बुछ कहनेवाले क्रिया-पढ़ों को कर्मचाच्य क्रिया-पद 
कहते हैं। जेसे-- 


पुस्तक राम से पढ़ी जाती है | 

मोहन से रोटी खाई जायगी | 

दरजी से कपड़ा सीया जाता हे | 

महेश से पत्र लिखा जाता हे । 
. धहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एकतो यह कि उक्त वाक्‍्यों 
के कत्ता कत्तोकारक में नहीं आये हैं, वल्कि कमकारक में आये ह ) 
भर दूसरे यह कि क्रिया-पद कर्ता के बारे में कुछ न कहकर कर्म 
अथोत्‌ कर्मकारक में आई हुई संज्ञा के सम्बन्ध में कुछ कह र 
चदि क्रिया-पद के योग से 'क्या' प्रश्न किया जाय आर उसका उत्तर 

मिल लाय तो समझ लेना चाहिए कि क्रिया-पद कस के सम्बन्ध में 

कुछ फह रहा है| जैसे-- 

पढ़ी जाती हे--क्या १--पुस्तक 

खाई जायगी>क्ष्या रोटी: 


११६ मानक हिन्दी व्याकरण 


>करनादाय०यकामिया अरयेल्‍नपेकनप पार, #रिप3 ओर पक पलक *“यिजटी पिआपीीकट-35: ,6म कक यकमनयिक, 








सीया जाता हे-क्ष्या कपड़ा, 
लिखा जाता है--क्या ?-पत्र | 


इस प्रकार ये सभी क्रिया-पद कर्मों के सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं 
ऐसे क्रिया-पद्‌ कर्मवाच्य किया पद कहलाते हैं। 

अकमेक क्रियाओं के कर्म नहीं होते, इस लिए अकमक क्रिया-प 
कमवाच्य में नहीं होते | 


राम से सोया जाता है | 
कृष्ण से दौड़ा गया | 

७ बेर 
मुभसे बठा नहीं गया | 
कुलदीप से चढ़ा नहीं जाता | 
राजेश से चला नहीं जायगा | 


उक्त वाक्‍्यों में क्रिया-पद न कत्तो के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं औ 
न कम के सम्बन्ध में | क्योंकि इन क्रिया-पढों के योग से न तो 'कोः 
का ही उत्तर मिलता है और न कया? का ही। ये केवल क्रिया : 
कार्य था भाव के संबंध में ही कुछ कह रहे हैं । 'सोया नहीं जात 
में सोने का काये नहीं किया जा रहा है। 'दौड़ा गया? अथोत्‌ दौड़ 
की क्रिया संपन्न की गई | 'बठा नहीं गया, अथौत्‌ बेठने की कि 
नहीं हो सकी | पढ़ा नहीं जाता? अथोत्‌ पढ़ने में प्रचृत्त नही हुड 
जाता। “चला नही जायगा” से सूचित होता है कि चलने का काः 
था क्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। उच्त क्रिया-पद क्रिया के कार्य ८ 
भाव के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं. इसलिए इन्हें भाववाच्य क्रिया-प 
“कहते हैं| 'भाववाच्य क्रिया-पद! केवल अकमंक क्रियाओं के होते हैं । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि बाच्च के कारण भी क्रिया का रूपांत 
हो जाता है | 'दरजी कपड़ा सीता हे”? और “दरजी द्वारा कपड़ा सीय, . 
जाता हे? इन दोनों वाक्यों का अभिप्राय एक ही हे परन्तु कहने का... 
ढंग अलग-अलग है । परन्तु एक में क्रिया-पद क्रम्तात्‌ कतेबाच्य में 
है ओर दूसरे में कमंबाच्य स है| इसी प्रकार "में दौड़ता हूं? और 'मुमसे 


22] 


क्रिया-पद श्श्ज 


सलाह सके लिकानरप>न भा ,.. शक कटी नल प कक नरक हि मनन. कि नरक पवतक कप टी नननीपप>नटी नली अिफेटनाीयेलननरकलननर १ क. जी पक रीयल मिश्र रह कमी पक ४-03, नकेल» कक पक ही पिला 9००#्कक 2, 


दौड़ा जाता है? वाक्यों का सी अभिप्राय तो एक ही है, परन्तु क्रिया- 
पद क्रमात्‌ कठेबाच्य और भाववाच्य होने के कारण उनके रूपों में 
अन्तर है। कतेवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया-पद बनाते 
समय मुख्य क्रिया के कृदंत रूप ( जेसे--सीना और दौड़ना ) में परि- 
वर्तन होता है | कुछ अवसरों पर सहायक क्रिया के रूप में सी परिवतेन 
होता है और साथ में जाना? पड़ना? 'उठना? आदि क्रियाओं के ऋदंत 
रूपों की भी संयोज्य-क्रिया-पदों के रूप में वृद्धि करनी पड़ती हे | 'सीया 
है? का रूप 'सीया जाता है? हो जाता है ओर 'दौड़ता है? का रूप 
'दौड़ा जाता है? हो जाता है । 

सकमक धातुओं के कतेवाच्य और कर्मचाच्य क्रिया-पद बनते हैं, 
भोर अकमक धातुओं के कर्ठेवाच्य और भाववाच्य क्रिया-पद बनते हैं। - 


५, काल भोर क्रिया-पद 


क्रिया-पद के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध 

गैता है, उसे काल कहते हैं | हिन्दी और प्रायः सभी भाषाओं या उनके 
व्याकरणों में काल के मुख्य तीन भेद होते हैंः-- 

१. बतेसान काल | 

२. भूत काल । 

३. भविष्यत्‌ काल | 
. चततमान काल से असिप्राय क्रिया-पद के उस रूप से होता है. 
जिससे यह पता चलता है कि कोई स्थिति इस समय बिद्यमान है' 
अथवा कोई काय इस समय हो रहा है | जेसे--( क ) पेड़ म॑ फल 
रंगे हं। (ख) रास रोटी खा रहा हे। (क) वाक्य में क्रिया-पद 
ताधारण रूप से बतेमान स्थिति का सुचक हे ओर ( ख ) वाक्य से 
रचत होता ह कि कार्य असी चल था हो रहा है | भूतकाल से अमि 
पेय क्िया-पद के उस रूप से होता हे जिससे, बीते हुए समय में किसी 
पटना, बात या स्थिति का होना या होते रहना सचिन होता हे | 
तेसे-- दिल्ली मे रेल द्घटना हुई ! बहा भाषण हुआ ।* सकान 


५्श्८ मानक हिन्दी व्याकरण 


अिरयकन्‍रयाा-न्‍ पिया, फरार पिया] .फन्‍िशपक ३७ ५८ ७ डा वि करपे५ #रप3नहर ३»: वि करिेआकन्‍ पक कवि कम करवा 


बनाया गया !? कारखाना बन रहा था? आदि वाक्‍्यों सें क्रिया-पढ 
भूतकालिक हैं। जब क्रिया-पद आनेवबाले समय में किसी घटना या 
बात का होना सूचित करता हैं, तब वह भ्रविष्यत्‌ कालिक होता है; 
ओर उसके द्वारा सूचित होनेबाला समय सविष्यत्‌ काल कहलाता 
जेसे--'राम जायगा; सोहन पढ़ेगा; दिन निकलेगा” आदि | 
कालों के उपभेद डर 
तीनों कालों के तीन तीन उपभेद भी किये गये हें--सामान्य 
चतेसान, पूण बतसान और अपूर्ण बतमान; सामान्य भूत; पू्ण भूत और 
अपूर्ण भूत तथा सामान्य भविष्यत्‌ , पूण भविष्यत्‌ और अपूर्ण भवि- 
घ्यत्‌ | व्यावहारिक क्षेत्र में इनके रूप इस प्रकार होते हैं-- 


हीना यानी सन हनन. िफकलनरीश 2-0 पीजी पेन अ्मिशाजिनिकमिी 








काल , सामान्य. पूर्ण अपूर्ण 
ध्ाल अाजआध्क (्च्त्द कल कप जय ॥ “35% 2922४ डरा 5७2५0 ध्क्छ जज 
वर्तमान | राम जाता है. | राम गया है राम जा रहा है 
भूत राम गया | रास गया था| रास जाता था 
भविष्यत्‌ू | राम जायगा. |! रास जा चुकेगा | राम रहा होगा 


स&्‌ 


सामान्य वतेमान से सूचित होता है कि ( क) कारये आदि का 
आरम्भ बोलने के समय हो रहा है; जेसे--पत्र भेजा जाता है, (ख ) 
कोई काय स्वाभाविक रूप से प्रायः या सदा हुआ करता है; जेसे-- 
गाड़ियाँ आती हैं, आँधियों चलती हैं, बच्चे खेलते हैं, और (ग ) 
कोई काय सदा नियसित अथवा सत्य रूप से होता है; जेसे--चार 
ओर चार आउएठ होते हैं, आँखे देखती हँ, कान सुनते हैं, पश्ची उड़ते हैं 
आदि । पूण वतेमान काल से सूचित होता है कि जो काम भूतकाल में 
आरम्स किया गया था; वह्‌ वर्तमान काल में समाप्त हुआ है| जेसे-- 
लड़का गया है, आदमी आया ह, राम ने रोटी खाई है आदि। 
पूर्ण बतमान की आसन्न भूतकाल कहना अधिक उपयुक्त हे; क्‍योंकि 
यह भूतकाल का अभी अभी बीतना सूचित करता हे | अपूण वतमान 
काल में काय का क्रम चल रहा होता ह। जसे--पानी बरस रहा दे; 
खाना बनाया जा रहा है; युद्ध हो रहा है | आदि | ! 


, क्रियां-पद्‌ ११६ 


' टरविकलकिक_रकारयात विश विका+#री ना पक धरतनरीभिकपअर फसल पक अटि+-हीक «अर फनी यया अरमिया>मप जरा >री कक ञ अत कर अशयावापा निशा पका 3 - 





_सयरिकनरीयतरीयर$ हद न्‍ररकाटमि्कानीियत हररे+ाकी एन अल 


सामान्य भूतकाल से सूचित होता है कि कार्य बोलने से पहले 
समाप्त हो चुका है | जेसे--राम गया, गाड़ी आई, पत्र मिला, पुस्तक 
8पी आदि | पूण भूत से सूचित होता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त 
हो चुका था | जेसे--राम पटने गया था, भारत का विभाजन हुआ 
था, देश स्वततन्त्र हुआ था आदि | अपुण भूत से ज्ञात होता है. कि भूद 
काल में काम हो रहा था। जेसे--राम जाता था, घर बनता था; 
नोकर उनके घर पर रहता था आदि | 


सामान्य भविष्यत्‌ काल से सूचित होता है कि का आरम्स होने- 
वाला है या होने को है । जेसे--राम जायगा, पत्र आवेगा, घर बनेगा, 
शहर बसेगा आदि | पूर्ण भविष्यत्‌ से सूचित होता है कि आनेवाले 
समय में काम हो चुकेगा | जेसे-में खा चुकूँगा, धन नष्ट हो चुकेगा; 
लोग भूखों मर चुके होंगे आदि अपूर्ण भविष्यत्‌ काल से सूचित 
होता है कि काय हो रहा होगा या उसका क्रम चलता रहेगा। जेसे-- 
गरमी पड़ती रहेगी, घड़ी चलती रहेगी आदि | 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न कालों को सूचित करने के 
लिए क्रिया से भिन्न-भिन्न क्रिया-पद ही नहीं बनाये जाते, बह्कि उसके 
उपभेद सूचित करने के लिए उनके कई-कई रूप भी वनाने पड़ते हैं । 


६, अथथ ओर क्रिया-पद्‌ 


व्याकरण से अथ से अभिप्राय क्रिया-पद के उस तत्त्व से होता हे 
जिससे यह जाना जाता है कि कत्तो की रवाभाविक धारणा क्या है । 
अथात्‌ अर्थ कर्ता दी वृत्ति बतलाते हैं। हम प्रायः देखते हैं. कि कर्म! 
क्िया-पद से वक्ता का निम्धय सूचित होता हूं. कभी संदेह और कभी 
संभावना । 'राम कास करता है?, राम रूच बोलता है?, 'राम गाड़ी 
पलाता 8! बाक्यों से वक्ता का निश्चित मत सूचित होता है । यहाँ 
पक्ते को रास द्वारा उक्त क्रियाएँ करने म॑ कोई सन्देह नहीं, बल्कि 
इावश्वास है| परन्तु, राम कास करता होगा), रास सच बोलता 
गा या राम गाड़ी चलाता होगा वाक्ओें से दत्ता राम के निश्चित 


१२० मानक हिन्दी व्याकरण 


री नरीषयमाम कप क<# या अनीता 403७ का /रीी हरि #री“+फसकीयेानरीपिकाकरिय “ीपेकनीी)फओअत+>कलरिय 








।#माम्निद वह 


रूप से उक्त क्रियाएँकरने के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हे, बल्कि 
उसके कहने के प्रकार से यह पता चलता है. कि उसे अनिश्चय या 
सन्देह है. कि वह ऐसा करता भी हो या न भी करता हो | कभी-कभी 
क्रिया-पद्‌ से केवल संभावना सूचित होती हे | जेसे--पानी बरसेगा | 
“राम पढ़ें), 'राम काम करे, 'राम दिल्ली जाय” आदि | वास्यों में वक्ता 
न तो राम के विषय में कुछ निम्चयपूरेक ही कह रहा है ओर न उसके 
संबंध में सन्देह ही प्रकट कर रहा है | बह तो यहाँ आशा या संभावना 
सात्र व्यक्त कर रहा है | 


जब क्रिया-पद्‌ से निश्चय सूचित होता हे, तब उसे निश्चयाथ्े 
कहते हैं, जब सन्देह सूचित होता है, तब उसे संदेहार्थ कहते हैं 
आऔर जब सम्भावना ( आशा, अनुसान या इच्छा, ) सूचित होती 
कब उसे संभावनाथ कहते हैं | इन तीन अर्थों के अतिरिक्त दो अथ ओर 
श्री होते हैं, जिन्हें आज्ञाथ ओर संकेताथ कहते हैं | क्रिया के जिस रूप 
से आज्ञा या विधान, उपदेश या प्राथेना सूचित होती है, उसे आजार्थ 
कहते हैं। जसे--तुम घर जाओ, सच बोलो, भिक्षा दें। उक्त तीनों वाकक्‍्यों 
से ऋमात्‌ आज्ञा या विधान, उपदेश ओर प्राथना सूचित होती हे, 
लिए यहाँ तीनों क्रिया-पद आज्ञार्थ हैं | जब क्रिया-पद से किसी के होने में 
कोई शते लगी रहती है या जब दो घटनाओं की असिद्धि सुचित्र होती है, 
तब उसे संकेतार्थ कहते हैं। जेसे--राम आता तो उसे पुरस्कार 
सिलता | यहाँ आता? क्रिया-पद्‌ में आने की शर्ते लगी है इस लिए यह 
संकेताथे हुआ | इसी प्रकार 'तुम परिश्रस करोगे तो पास हो जाओगे! 
सें भी करोगे! क्रिया-पद संकेतार्थ ही है । क्योंकि इसमें परिश्रम 
करने की शत लगी हे. | उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हे कि वक्ता 
को विभिन्न अर्थो का बोध कराने के लिए विभिन्न क्रिया-पद्‌ बनाने 
पड़ते हैं । 


. इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई वाक्य बोलते 
था लिखते समय डसमें जिस क्रिया-पद्‌ को स्थान दिया जाय, वह पुरुष 


७० 


क्रिया-पुदु १२१ 
लिंग, वचन, वाच्य, काल और अथ इन सभी दृष्टियों से ठीक हो ! 
भगले अकरण सें क्रिया-पदों की रचना पर विचार किया जायगा; 


जहाँ इस सम्बन्ध की कुछ ओर बातें बतलाई जायेगी । 


अश्चास 


१. क्रिया-पद बनानेवाले कितने कारण हे? उनका उदाहरण सहित 
निर्देश करें । 


२. वाच्य किसे कहते हैं १ हिंदी व्याकरण में वाच्यों के भेदो पर टिप्पणी 
लिखिए । 











३. श्रथ किसे कहते हैं? उनके कितने प्रकार होते हैं १ उदाहरण सहितः 
वतलार्चे । 


४. काल किसे कहते है ? उसके भेदों और उपभेदो के नाम वतलाइए । 


िमकअआ«्य%+०-»७०»०बकही)+-+-+न००]०नमममक. 


पन्द्रहवाँ प्रकरण 
क्रिया-पढों की रचना 


धातुओं सें प्रत्यय जोड़कर और कुछ अवस्थाओं में प्रत्यय जोड़ने 
के अतिरिक्त सहायक धातु के सहयोग से भी क्रिया-पद बनाये जाते 
'हँ। जसे-- 
( के ) मोहन सोया | 
( ख ) ऋष्ण चले | 
( ग ) मोहन सोता है | 
(घ ) कृष्ण चलता है । 
(क) और (ख) बाक्यों में ऋमात्‌ सो और चल धातुओं में 
श्त्यय जोड़कर 'सोया” और “चल्ले? क्रिया-पद्‌ बनाये गये हैं; और ( ग ) 
न्था ( घ ) वाक्‍्यों में ऋमात्‌ उक्त घातुओं सें प्रत्यय ओर सहायक धातु 
( है ) लगाकर 'सोता है? और “चलता है? क्रिया-पद्‌ बनाये गये हैं | 
हूं, हो, है, था, थी, थे; थीं, गा, गी और गे ये सभी एक '(? धातु के 
ही बने हुए क्रिया-पद हैं जो स्व॒तन्त्ररूप से भी प्रयुक्त होते हैं. ओर 
अन्य घातुओं के प्रत्यय-युक्त रूपों के साथ सहायक रूप में' भी लगाए 
जाते हैँ । जेसे-- 


3 ० आई न 

मेँ हूं में खाता हूं, में खाती हूं 
तुम हो तुम खाते हो, तुम खाती हो 
है हे वह खाता;है, वह खाती है 


में, तू या वह था सें, तू या बह खाता था; में, तू ओर बह खाते थे 
तूयावहथो। में, तू या वह खातों थो, में, तू ओर वह 
खाती थीं 
हम, तुम या वे थे हम, तुप्त या वे खाते थे 
हम, तुम या वे थों हम, हम, तुम या वे खातो थीं 


क्रिया-पदों की रचना १२३ 
वह खाएगा 
वह खाएगी 
वे खाएँगे 
वे खाएँगी लि 
गा, गी ओर गे क्रिया-पद स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते; सदा सहायक 
धातु के हप में प्रयुक्त होते है । राम गा? यहाँ गा क्रिया-पद गा? घातु का 
प्रत्ययलुप्त हो जाने पर बना हुआ क्रिया-पद है| गा? मूल क्रिया-पद्‌ 
ओर गा सहायक क्रिया-पद के रूप के अन्तर का सदा ध्यान रखना, 
चाहिए | राम तू ( गीत ) गा / में गा? सूल क्रिया-पद है; ओर 'राम 
यगा ! में गा! सहायक क्रिया-पद है। ऐसा ही भ्रम हो? क्रिया- 
पदके सम्बन्ध सें सी हो सकता हे | हो” धातु भी है, जिससे होता 
है, होते हो, होता था आदि रूप बनते हैं; और यही धातु कभी 
कमी प्रत्यय लुप्त हो जाने पर या प्रत्यय न लगाने पर अपने सामान्य 
रूप में भी प्रयुक्त होती है | जेसे--बातचीत हो, बोध हो, विचार हो 
आदि। |? धातु से बना हुआ 'हो! क्रिया-पद मध्यम पुरुष सवनाम 
के साथ आता है, ओर हो? धातु का हो! क्रिया-पद अन्य पुरुष 
के साथ आता है; यह सूक्ष्म अन्तर सदा ध्यान में रखना चाहिए | 
है! धातु का 'हो? सदा निश्चयात्मक होता हे; और हो” धातु का हो? 
अनिश्चयात्मक होता है । 'तुम हो” और 'तुम्म जाते हो? इन दोनों वाक्यों 
में हो! निम्वयात्मक हे । परन्तु वर्षों हो! और बिचार हो? में हो! 
अतिश्चयात्मक हे; क्योंकि कौन जाते वर्षा या विचार हो, या न भी हो | | 
धातुओं में लगाये जानेवाले प्रत्यय 
धातुओं में लगाये जानेबाले प्रत्ययों के दो वर्ग के जाते हैं । 
एक बर्ग वह है जिसमें स्व॒रांत व्यंजन प्रत्यय होते हैं. ओर दूसरा वर्ग 
पह ह जिसमें स्वर प्रत्यय होते है । नीचे के उदाहरण देखें-- 
धातु स्व॒रांत व्यंजन प्रस्यय धातु स्वर प्रत्यय 
खा+ता खा+ एन्‍्खाए 
खा+ती पढ़ + ए-पढे 





_दरियशीशकरयेकहल्िए[ रीिपलननीपेत्कमिककरिया.पकरनी सकल कलम. 


श्र्छ मानक हिन्दी व्याकरण 


'दवसिफियानकीनयकसहमिपकाल-रदा हरि रयआ+रििदाररर या नि कि प आसन पक हरी कलर पक तििकाजर" अर लाया अिनहारटि 9 तरीका पक #रीिनानतरनपाभनरियप जज तरीिललीिट -कतीीपानरीय पक 8री परिसर यह ५३. तरिनआामतीय. ८ कक..हमपरििदरकीकियलकर पद. विवहनिययाकी। 


खा+ते पढ़ + ए-पढ़े 
खा+या खा + ए-खाएँ-खायें 
खा + यी-खाई'* पढ़ + ए-पढ़ें 
खा + ये-खाए* पड़ + ऐँ-पड़ें 
कप 
जा + ओ>-"जाओ 
जा + ऊ-जाऊँ 


उक्त दोनों प्रकारों के प्रत्ययों के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखन 
चाहिए कि जब वक्ता द्वारा क्रिया का निश्चय जतलाना अभीष्ट होत 
है, तब धातुओं में स्वरांत ठयंजन शअत्यय जोड़े जाते हैं, और जब वक्त 
के कथन से निश्चय न सूचित होता हो, तब स्वर ग्रत्यय लगते हें. 
जेसे-- 
राम जाता है हे 
राम गया। निश्चयात्मक रूप 
रास जायेगा (जाएगा) | | 
उत्त वाक्‍्यों में वक्ता राम के सम्बन्ध में निम्चयपूजक कह रह। 
है। यहाँ राम के जाने में कोई संदेह नही उठता। परन्तु जब वक्ता 
कहता है-- 
रास जाए (या जाय ) | । 
तुम जाओ ! अनिश्चयात्मक रूप 
में जाऊँ? 
तब उक्त क्रिया-पदों से आशा, इच्छा यथा सम्भावना सूचित होतीं 
है, परन्तु निश्चय नहीं सूचित होता। क्योंकि किसी की इच्छा या 
आज्ञा का पालन करना या न करना दूसरे के मन की बात है | वह 
उसका पालन कर भी सकता हे और नहीं भी | यदि राम से कहा 





१, खादी, खाये आदि में यकरार का ठी& ओर पूरा उच्चारण न होने के 
कारण उनके खाई, खाए आदि एप हो जाते हैं यहाँई और ए अत्यय नहीं 
चत्कि यी और ये ही भ्रत्यय माने जाने चाहिएँ । 


१२६ मानक हिन्दी व्याकरण 


करनी मन थ 2रीपिकनरयाअ-रिनयलनक॥ “पक ल-रीपक री कम हटीव"ल८रकनलनननलीी किक “रीय डिनर -+-ननप+ री पक _रीलनतीिकनतीीकक८रीन अर ेकलरी।3०--रमफमनीया3 “टीपत जी ७७#५१» मेन ० 6७०७॥/मकावा०मपकम्ि, 


त सामान्य प्रत्यय हे। इसके साथ ह? सहायक धातु के हूँ, हो 
है और हैं रूप आते हैं तब क्रिया-पद्‌ सामान्य वतेमानकालिक होते हैं 


जैसे- 





एक-वचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पुं० बह जाता है. वे जाते हैं 
४». 9» ॒  स्त्री० वह जाती है वे जाती हैं 
सध्यम पुरुष पुं० तू जाता है तुम जाते हो 
७. » स्तरी० तू जाती है तुम जाती हो 
उत्तम पुरुष पुं० में जाता हैँ हम जाते हैं 
» » स्त्री० में जाती हूँ हम जाती हैं 


जब त श्रत्यय के साथ ह” धातु के था, थी, थे और थीं रूप 
सहायक क्रिया-पद्‌ के रूप में लगते हैं, तब क्रिया-पद्‌ अपू्ण भूत- 
कालिक हो जाते हैं | जेसे-- 


एक-वचन बहुबचन 
प्रथम पुरुष पुं ० वह जाता था वे जाते थे' 
5 #» स्री० वह जाती थी वे जाती थीं 
सध्यम पुरुष पुं ० तू जाता था तुम जाते थे 
१ : खत्री० तू जाती थी तुम जाती थी 
उत्तम पुरुष पुं० में जाता था हम जाते थे 
७ » ख्री०मेजातीथी हम जाती थीं 


अपूण भूतकालिक क्रिया-पदों का एक ओर रूप भी होता हे. जिसका 
उल्लेख हम इसी प्रकरण में आगे चल कर करेंगे। 

त प्रत्यय के साथ जब ह? धातु के गा, गी, गे, रूप प्रयुक्त होते हैं, 
तब अपूर्ण भविष्यत्‌कालिक क्रिया-पद बन जाता हे । यहाँ एक और 
वात याद रखनी चाहिए। वह यह कि प्रत्यययुक्त घातु ओर सहायक 
घातु के बीच में रह! प्रत्यय॒ भी लगता है। इसका एकत्रचन पुंलिंग 
ओर एकव्चन ख्वीलिग कत्तो होने पर एकारांत रूप ( अथोतू गो. पता 
है। बहुबचन पुंलिंग बहुबचन स््रीलिग कत्तों होने के । 


श्र्७ 


ध्यान, 6 /मिवशशाकायाह सटषिएल्‍यार विकार पएइहारिट अक+परमििशायम पक े #विकल्‍कम मिस) 2० पेकामिप (गम मिक " _अटकक>कतीयेकजटी ३० पक» विफल कम मपकारगिक्‌ /ट पिल अतीक कप कमी उरी नर कम लआमिषू.. 


एँकारान्त ( अथोत्‌ रहें ) हो जाता है । उत्तम पुरुष एकबचन ( पुंलिंग 
या स्त्रीलिंग ) कत्ती होने पर इसका रूप झुँकारांत ( अथोत्‌ रहूँ ) होता 
है। इसी प्रकार सध्यस पुरुष बहुबचन पुंलिंग ओर ल्ली० कत्तोओं के 
साथ इसका रूप ओकारांत ( अथोत्‌ रहो ) हो जाता है। ये अपवाद 
है| इनके उदाहरण देखे | 


, क्रियापदों की रचना 


एक-बचन बहुवचन 

प्रथम पुरुष पुं० बह चलता रहेगा वे चलते रहेंगे 

». 5 खी० बह चलती रहेगी वे चलती रहेंगी 
मध्यम पुरुष पुं० तू चलता रहेगा तुम चलते रहोगे 

४». » स्त्री० तू चलती रहेगी तुम चलती रहोगी 
उत्तम पुरुष पुं० में चलता रहूँगा हम चलते रहेंगे 

». » स्त्री० में चलती रहूँगी हम चलती रहेंगी 

हम ऊपर कह आये हैं कि अपूर्ण सविश्यत्‌ कालिक क्रिया-पढों में 


(ह! भी जोड़ा जाता है । 'रह प्रत्यय अपूर्णता का योतक है; इसी लिए 
' यह अपूण बतसान और अपुण भूतकालिक क्रिया-पद बचाने में भो 


प्रयुक्त होता 


| लेसे-- 


अपूर्ण वतमान-कालिक क्रियापद 


घी ध्याव मं रखद दी बात घयरी 
छिया-पद भ॑ जो 'ता प्रत्यय लवाया गया था 


शो 


एक-बचन 
बह जा रहा हे' 
चह जा रही है 
तू जा रहाहे 
तृज्ञारदीहद 
[जारदाए 
सतज्ारटएाा 


बहुबचन 

वे जा रहे हैं 
वेजा रही हू 
तुम जा रहे हो 
तुम जा रही है 
ह्मज़ा रह हूं 


£8 


धग ना सा ढ़ 


कि सामान्य बतसानच-फालिक 


बंद ने लगाकर 'रह! 


व्यय लगाया गया हूं। रह यहां अपने सामान्य नियम के जनुसार 


'श्श्८ मानक हिन्दी व्याकरण 


> 
समन्याअन्‍रियाा#११५म ९ म्विकाियेध+हर साय» # 0. दिशा #+र पर पक पियाआर गए. हि: 3/#पेकम# यह हमिनिामियिदरेद निकाय. कषपन्‍िषइट पे िश#..टरप पर पप३५+#क हगिनिशहिय#निहर मशक्कत, .#िककम्ि, 


आकारांत, ईकारांत और एकारांत होता है | अर्थोत्त्‌ पुंलिग एकबच 
कत्तो के साथ आकारांत; लीलिंग एकबचन के साथ ईकारांत, पुंलि 
बहुबचन के साथ एकारांत और स्लीलिग बहुबचन के साथ ईकारां 
हो जाता है। 'ह? धातु के बने हुए हूँ, हो, है, हैं के स्थान पर उसके थ 
थे ओर थी रूप लगा दिये जाने पर अपू्ण भूतकालिक क्रिया पद बन 
हैं | “रह? के रूप ठीक वही रहते हैं, जो अपूर्ण व्तमान-काहिछ क्रिय 
पदों सें होते हैँ | जेसे-- 
३ 


अपूर्ण भूतकालिक क्रिया- पद 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पुं० वह जा रहा था वे जा रहे थे 
5. 9» स्री० बहजा रही थी वे जा रही थीं 
सध्यस पुरुष पुं० तू जा रहा था तुम जा रहे थे 
9. » स््री० तूजा रही थी तुम जा रही थीं 
उन्तस पुरुष पुं० में जा रहा था हम जा रही थी 


सामान्य भूतकाल में य ग्रत्यय लगता है| पुंलिग एक बचन में 
यह आकारांत ओर पुंलिग बहुवचन में एकारांत हो जाता है, तथा 
स्लीलिंग एकबचन में ईकारांत ओर बहुवचन में ईकारांत हो जाता हे | 
इसमें सहायक धातु नहीं लगती | जेसे-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पुं? वह गया वे गये 
४... » ख्री० वह गयी, गई ४8 वे गयीं, गईं ६8 
सध्यस पुरुष पुं० तू गया तुम गये 
१9 9. स्जी० चू गयी, गई ४ तुम गयीं, गई घ 


* जेसा कि पहले कहाजा चुका है, य का ठीक और पूरा उच्चारण 
हो सकने के कारण उसका लोप हो जाता है; और गयी का गई तथा गयी 
गई रूप हो जाता है । 


क्रिया-पदों की रचना १५६ 


हिद/५०/ारया ०००१० पहवह २५००३७००#पमपह! 7९३० पति 7१९७०५३*९७० मम: “५७-ह२०७८०म परम #वलल्‍मयिकर्पिकाकरय॥ /3७+०९७/प+हयिक! /१७७०५७७४" ५० ९००३३७/ पेलन यह १९०९९ +१९७०/* क्लिक पद 
उत्तम पुरुष पुं: ,भे गया हस गये 
४ 9» ख्री० में गयी, ग़ईप हस राई 
सामान्य भूकालिक क्रिया-पदों में 'ह? घातु के हूँ, हो, है ओर हैं 
हाथक क्रिया-पद जोड़ देने पर क्रिया-पद आखसन्न भूतकालिक अथोत्‌ 
पृर्ण वतमान कालिक हो जाते हैं ओर था; थी; थे ओर थीं सहायक 
क्रिया-पद जोड़ देने पर पूर्ण भूतकालिक -क्रिया-्पद बन जाता है। 
हूँ, हो, है. बतेमान-कालिक सहायक क्रिया-पद है। इसलिए सासान्य 
भूतकाल में क्रिया-पढ़ों में इतके लगायें जाने पर उनका आसजन्न या 
समीएस्थ बतंसान-कालिक हो जाना स्वाभाविक ही है। थ। थी, थे 
ओर थीं भूतकालिक सहायक क्रिया-पद्‌ हैं, सामान्य भूतकालिक क्रिया- 
पदों में इनके लगाये जाने पर उनका पूण भूतकालिक क्रिया-पद्‌ होना 
भी स्वाभाविक हे | 
आसन्न भूतकालिक क्रिया-पद 


हू हा 


एक-बचन बहुबचन 
प्रथम पुरुष पुं० बह आया हे वे आये हर 
# » खी० वह आई है वे आई हैं 
सध्यम पुरुष पुं० तू आया है ठुम आये हो 
७. 9» ख्ी० तू आई हे तुम आई हो 
उत्तम पुरुष पुंः में आया हूँ हम आये हूं 
? 9» खत्री० मेंणजाई हूँ दस आई हैं 
| ४5. 
पूर्ण भूत-कालिक क्रिया-पद्‌ 
एक-वचन चहुचचन 
प्रथम पुयप पुं० बह आया था वे आवचे थे 
«. «» खी० वबहणआई थी वे आई थी 
सध्यम पुरुष पुंः तचृ आया था तुम आये थे 
के ख्रीए तू थाई थी तुम आई थीं 
उत्तम पुथष पुं०.. में आया था हम आये थे 
रझो०.. मे आईपथी हम आह थीं 


१३० सानक हिन्दी व्याकरण 


जप 
है 2स्विशाससममपाइल पा हपनकालरी नली "कमर. दमन कसा पा टी किलर कमल. दिशाएिरमिशलरल या बरमियल्‍जीपकनन्‍टीवनननर न. हरटीालअरिषनमप हक तरयपकीीील नी 3 अनीता परयलर्धिनाअमरपेफियाक अमिभ--रतन्‍तिपलीयक, अरिविल-हरिककाएन्‍पेदरतरय्‌॥ पिसकिता्रककटक, 


हमने अब तक कत्तों का निश्चय सूचित करने वाले तीनों कालों में 
दोनों लिगों में ओर तीनों बचनों में बननेवाले अधिकतर रूपों की 
रचना के सिद्धांत बतलाये हैं। अब हम ऐसे क्रिया-पदों की रचना के 
सम्बन्ध में विचार करेंगे जिनसे वक्ता का अनिश्चय सूचित होता है.। 

भविष्यत्‌ सदा अनिश्चित तथा संदिग्ध होता है; इसलिए भविष्यत्‌- 
काल के सूचक क्रिया-पदों में स्वर प्रत्यय लगते हैं. | सामान्य 
भविष्यत्‌काल के इन क्रिया-पदों पर ध्यान दीजिए--- 


एक-वबचन बहुबचन 


प्रथम पुरुष पुं० वह जाएगा ( जायगा ) वे जाएँगे ( जायेँगे ) 

# 5 खस्त्री० वह जाएगी ( जायगी ) वे जाएँगी ( जायेगी ) 
मध्यम #  पुं० तू जाएगा ( जायगा ) तुम जाओगे 

४ 9» स्थ्री० तू जाएगी ( जायगी ) तुम जाओगी 
उत्तम » पुं० में जाऊँगा हम जाएँगे ( जायेंगे ) 

9 » ॒ स्थी० में जाऊुँगी हम जाएँगी ( जायँगी ) 

सामान्य भविष्यत्‌ काल में धाधुओं सें अनिगश्चयसूचक स्वर प्रत्ययों 

के अतिरिक्त ह? धातु के जो गा, गे और गी सहायक क्रिया-पद्‌ जोड़े 
गये हैं, वे भी बस्तुतः निमश्चयसूचक ही हैं । अनिश्चित भविष्यत्‌ में 
भी वक्ता का दृढ निश्चय या पूर्ण सम्भावना जतलाने के उद्देश्य से ही 
उक्त सहायक क्रिया-पद लगाये जाते हैं. । उक्त निमश्चयसूचक सहायक 
क्रिया-पदों के रूप तो उसी प्रकार चलते हैं जेसे कि हम ऊपर बतला 
चुके हैं; अथोत्‌ पुंलिंग एक-बचन रूप आकारांत, स्त्रीलिग एक-बचन 
रूप ईकारांत, पुंलिग बहुवबचन रूप एकारांत और स्त्रीलिंग बहुबचन 
रूप ईकारांत होता है। यहाँ घातुओं में जो स्वर प्त्यय ए लगा हे | 
उसका बहुब्रचन रूप एँ होता हे। एक-बचन उत्तम पुरुष में ए का 
ऊँ हो जाता है; और बहुबचन मध्यम पुरुष में ए का ओ हो जाता है| 
जब धातु अकारांत होती है, तब उसमें उक्त प्रत्यय अलग से नहीं 
जोड़े जाते; चल्कि वे धातु के अन्तिम अ? का स्थान ग्रहण कर लेते हैं| 


पर ३ 


क्रिया-पद़ों की रचना १३१ 


अररिया अध्षिकाननिकर्पियाकानिय, क्‍पिकक कार चिइकमियि३ / पिन >>0ा#म्यारिाकािए उत्यिकाकम ८, ८ नायिका, अर चिकने निककरिए ३००ग्यहरमनिकानमनिफ 





जेसे-- 
वह पढ़ेगा वे पढ़ेंगे 
बह पढ़ेंगी वे पढ़ेंगी 
तू पढ़ेगा तुम पढ़ोगे 
तू पढ़ेगी तुम पढ़ोगी 
में पढ़ूँगा हम पढ़ेंगे 
में पढँगी हम पढ़ेंगे 


दे, ले आदि एकारांत धातुओं में ए प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता | एक 
बचन में धातु अपने सामान्य रूप सें चलती हे और बहु-बचन में 
इसमें केवल अनुस्वार की वृद्धि की जाती है । उत्तम पुरुष एकबचन 
में तथा मध्यम पुरुष बहुबचन में धातु के ए को ही प्रत्यय सानकर 
उसके स्थान पर ऊँ और ओ कर दिया जाता है। इस प्रकार दे, के 
दूँगा और दूँगी तथा दोगे और दोगी क्रिया-पद्‌ बनते हैँ | 


हो? घातु भी उक्त दे और ले धातुओं के वर्ग में ही आती हे । 
अन्तर इतना ही हे कि उत्तम पुरुष एक-बचन सें तथा सध्यस पुरुष 
बहुबचन में धातु में ऋमात्‌ ऊँ, और ओ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब 
कि दे ओर ले घातुओं के एकार ही ऊँकार ओर ओकार हो जाते हैं । 
इस प्रकार हो! धातु के क्रिया-पदों के रूप होगा ओर होडझेँगी तथा 
होओगे और होओगशी होंगे। इंकारांत धातुओं में ए प्रत्यय लगाने पर 
वे इकारांत हो जाती हँ--पीना से पिएगा, जीना से जिएगा आदि | 
इस काल में ए के स्थान पर आनेवाले अन्य स्वर प्रत्ययों के साथ 
घातु का रूप चधावन्‌ रहता है | जेस--पीझेंगा, जीओगे आदि । 


उक्त सामान्य भविष्यत््‌ काल के क्रिया-पदों में से सहायक्र क्रिया-पद्‌ 
गा. गे ओर गी हटा देने पर शप रूप भी अपने-अपने लिगां और बचनों 
के साथ जाता, जाशीबोद- प्राथना: विधि, शाप, शभकामना आदि 
प्रसंगों में भविष्यत्‌ काल में ही प्रयुक्त होते हँ। केवल मध्यम पुरुप 
एकपचन में धातु में जोड़े गये ए प्रत्यय का लाप हो जाता है। जैसे-- 


श्र मानक हिन्दी'व्याकरण 


असल नयज- रीयल अलार्म हरकत तविया अली लालरका टपिलनलन पलक 


एक-बचन 


प्रथम पुरुष । वह पढ़े , 


दोनों लिंग | वह जिए 


सध्यस पुरुष | तू पढ़ 
दोनों लिंग | तू जी 


उत्तम पुरुष | में पढूँ 
दोनों लिंग, / में जीऊँ 








बहुबचन 


विधि, शाप, 


आशीवोद, 
शुभ कामना 


आदि प्रसंगों में 


वे पढ़े 
वे जिएँ 





तुम पढ़ो | आज्ना 


तुम जीओ / देने में > 
हम पढ़ें | आज्ञा _ 
हम जिए / माँगने आदि में 


जब तू कें स्थान पर आप, सरकार, श्रीमान्‌ आदि आद्राथक शब्द 
आते हैं, तब धातु में 'इए! प्रत्यय जोड़ा जाता है| जेसे-- 


सध्यम पुरुष 


एक-बचन 
तू्जा 
तूबठ 
तू्खा 
तूला 


सध्यस पुरुष 

आद्राथेक बहुबचन 

आप जाइए 

श्रीमान्‌ बेठिए 

सरकार खाइए 
महाराज लाइए आदि, आदि | 


उक्त मध्यम पुरुष आद्राथक क्रिया-पदों में सहायक क्रिया “गा! 
लगाकर दूरस्थ सविष्यत्‌ प्राथना सूचित की जाती हे | जेसे-- 


आप जाइएगा | 
आप बेठिणगा | 


सरकार खाइएगा | आदि | 
उक्त रूप प्रश्नात्मक भी हो सकते हैं | जेसे--खाना खाइएगा ? 


ले आऊँ? आदि। 


क्रिया-पद्‌ श्श्श्‌ 


अभ्यास 

१. धातुश्ों में जोड़े जानेवाले प्रत्ययो के प्रकार ओर हूप बतलाइए । 

२. 'पढ़' तथा चिल' घातुओ में प्रत्यय ओर यदि आवश्यक हो तो सहायक 
क्रिया-पद जोड़कर सामान्य वतेमान, सामान्य भूत और सामान्य 
भविध्यत्‌ काल में विभिन्न पुरुषों के एकबचन तथा बहुचचन पुंलिंग कर्त्ताओं 
के लिए क्रिया-पद वनाइए । 

२, खा तथा पी घातुओं के विभिन्न पुरुषों के ख्ीलिन्न एक-चचन तथा बहुवचन 
कर्ताओं के लिए अपूर्ण वतेमान, अपूर्ण भूत और अपूर्ण भविष्यत्‌ के 
क्रिया-पद्‌ बनाइए । 


सोलहवाँ प्रकरण 


वाक्य-विचार 
वाक्य और उनके अंग 


जिस पद या पदों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाय, या 
जिससे कोई विचार प्रकट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। जेसे-- 
रास पुस्तक पढ़ता है। यहाँ हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि 
एक विशिष्ट व्यक्ति है जो एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है | जब किसी 
से कहा जाता है--उठो! । तो यह “डठो? भी एक वाक्य है, क्योंकि 
इस एक शब्द से भो वक्ता का पूर्ण अभिप्राय समम में आ जाता है| 
उठो बस्तुत; तुम उठो? वाक्य में का कत्तो तुम? का लोप हो जाने 
पर शेप रहनेबाला रूप है | साधारणतया वाक्य में दो पद्‌ अवश्य 
होते हैं। जेसे--छुत्ता आया; शत्रु भागा, पुस्तक मिली, मोहन बोला 
आदि | जिस वाक्य में कम से कम दो पद होंगे, उनमें से एक ऐसा 
पद अवश्य होगा, जिसके विपय में कुछ कहा गया है, और दूसरा 
पद्‌ ऐसा होगा, जिसके द्वारा उक्त पद ( जिसके विषय में कुछ कहा 
गया है | ) के संबंध में कुछ बतलाया गया होगा | जिसके विषय में 
कुछ कहा जाता हे उसे वाक्य-विचार के प्रसंग में “उद्देश्य” कहते हैं, 
और जिसके द्वारा उक्त विषय प्रतिपादित या संपन्न होता है, उसे 
६<-- 92 2 कप 
विधेय? कहते हैं| जसे-- 


उद्देश्य विधेय 
राम उठा 
कुत्ता आया 
शत्रु भागा 
मोहन गया 


यहाँ राम, कुत्ता, शत्रु और मोहन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है 


बडा 


वाक्य-विचार ११५ 


इसलिए ये उद्देश्य हुए: और उठा, आया, भागा और गया के द्वारा 
कमात्‌ उद्देश्यों के संबंध में कुछ कहा गया है; इसलिए ये विधेय हुए | 
वाक्य में चाहे कितने ही पद क्‍यों नहों,वे यातो उद्देश्य के 
अथ का विस्तार करनेवाले होंगे या विधेय के अथे का विस्तार 
करनेवाले | जेसे-- 
वाक्य उद्देश्य. विधेय. विस्तारक 
राम जल्दी उठा... राम उठा “जल्दी” पद यहाँ उठा? विधेय 
का अर्थ-विस्तार करता है । 
कला कुत्ता आया. छुत्ता आया काला? यहाँ कुत्ता उद्देश्य का 
अथे-विस्तार करता है | 
राशन्रुभागा शत्रु भागा 'िरा? यहाँ शत्रु उद्देश्य का 
अथ-विस्तार करता है | 
हन ने कृष्ण मोहन ने सारा कृष्ण को? यहाँ मारा! विधेय 








को सारा का अर्थ-विस्तारक है | 
हस का भाई, श्याम गया यहाँ मोहन! का भाई, 
श्याम घर गया श्याम का अर्थ-विस्तारक है 
और घर” अथ-चविस्तारक है' 
गया! का | 


उद्देश्य के अ्थ-विस्तारक को उद्देश्य-चर्धक और विधेय के अ्थ- 
विस्तारक को विधेय-चर्घेक कहते हैं | पद-परिचय देते समय यह भी 
बतलाना पड़ता हैं कि अम्ुक पद्‌ उद्देश्य हे या विधेय; अथवा उद्देश्य- 
बंधक ह या विधेयवर्घक | 


सा. 
वार्क्यों के प्रकार 
शी कर सु च्छ 
रृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के अर अर्थ की चृष्टि से 
आठ प्रकार के मारे गये हूं। रचना की दृष्टि से निम्न प्रकार के वाक्य 


*. सरल या सामान्य वाक्य 


श्श्द्द मानक हिन्दी व्याकरण 


८: ताप के #िभादकारिपिशा_#सयकतल्‍कमकया0 9 जीजा पता पकास#त पिन नल मय). उतअ०कमिवसा# १ १७टमशप॥ :७०#मेप९७७/#+५आमम्पिज, 


२. मिश्र वाक्य ओर, 
हि संयुक्त वाक्य | 0 है 


सरल या सामान्य वाक्य में एर्क ही विधेय रहँता है, एक से 
अधिक विधेय नहीं होते; हाँ उद्देश्य एकया अनेक हों सकते हैं जेसे-- 
(के ) सोहन आया। ओर ( ख ) राम, सीता और लक्ष्मण-गये | उक्त 
दोनों वाक्यों में एक ही एक विधेयः हैं; परत्तुं (क ) वाक्य में एक 
उद्देश्य शोर ( ख )वाक्य में तीन,उद्देश्य हैं | मिश्र वाक्य ओर संयुक्त 
वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो दो या कई डउपवाक्यों अथात्‌ छोटे 
याक्यों के सेल से बने होते हैं । इनसें' एक से अधिक विधेय रहते 
दोनों में अन्तर यही हे कवि सिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है. 
और शेष वाक्य उस प्रधान वाक्य के अधीन होते हैं। परन्तु संयुक्त 
वाक्य सें जितने वाक्य होते हैं. वे एक दूसरे के अधीन नहीं होते | 
(के ) उसने कहा था कि में कत्न दिल्ली,जाऊँगा। ( ख ) वह बेठकर 
झुस्ताया, लेटा और सो गया। (क ) वाक्य में उसने कहा था! 
आुख्य वाक्य है, और 'में कल्न दिल्ली जाऊँगा? पू्णंतरया मुख्य वाक्य के 
अधीन है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। परन्तु (ख ) वाक्य तीन 
स्व॒तन्त्र वाक्‍्यों का समूह है| यहां बैठ कर सुस्ताना', 'लिदना” और 
सो जाना! पद्‌ एक दूसरे के अधीन नहीं है, बल्कि अलग-अलग बातों 
या विधेयों के सूचक हैं, इसलिए यह्‌ संयुक्त वाक्य है । 

अथ के विचार से वाद्य आठ प्रकार के होते हैं, जिनके नास हें-: 

१. विधानाथेक वाक्य 

« निषेधाथंक वाक्य 
» आज्ञा्थक वाक्य 
- प्रशा्थंक वाक्य 
- विस्मादिबोधक वाक्य 
. इच्छार्थक वाक्य 
 संदेहार्थंक बाक्य और 
- संकेतार्थक वाक्य , ,, 





डफापकीयिदअ/रिययाउनीमिहा सरशिकीमहलरनियाला॑नका अषिरम#पिकरतरीफिदार कह -ररिकन्‍रीक/#*0०क बेल. 


ल्‍् 


क्रि३। 


॥ 6 छा #र ०७ ४ 


“वक्य-विचार .': १३७ 


यार यार ५ हा पतआमयक+०१५५..िय#गथ०ज ४२१९, €नारमषतान्‍याााे कप १९/३९५८३०७ फरीपेकनरिक पक ड3७+९३७-+ जम. फवकअविकाभ्थिकानीक 6५७५७ ५ज#ाक ब-/ कि 


जिस वाक्य में किसी काम, चीज या बात का विधान किया गया: 
कर रु ह का [कर किक पु 4० किक ० 
हो अ्थीत्‌ जिस वाक्य से किसी क्रिया का होना सूचित होता हो, उसे 
विधानाथंक वाक्य कहते हैं । पानी वरस रहा हैः, आँधी आई! 
मन रोटी खाई” आदि विधानाथंक वाक्य हैं | जिस वाक्य के हारा 
किसी कार्य का निषेध किया जाता या होता है; वह निषेधार्थक वाच्य 
कहलाता है | जेसे--( क ) वह नहीं जा सकता, (ख ) पाती नहीं 
बरसा था, (ग) तुम सत बोलो आदि । जिस वाक्य के द्वारा किसी 
को कोई आज्ञा, आदेश या उपदेश दिया जाता है प्थवा प्राथना 
भादि की जाती है, उसे आज्ञाथक वाक्य कहते हैं | जेसे--( क ) तुम 
बाहर निकल जाओ। ( ख्र ) झूठ नहीं बोलना चाहिये | (ग) भगवान्‌ [ 
मुझे क्षमा कर दो । प्रश्मार्थक वाक्य में किसी से कोई बात पूछी जाती 
है। जेसे--( क ) तुम कहाँ गये थे ? ( ख ) क्‍या आज छट्ठरी है ९ 
ग) कया सचमुच जहाज डूब गया ! आदि । जिन वाक््यों में हथे, 
विस्मय, ढुःख आदि मनोभाद अकट किये जाते हैं उन्हें बिस्मयादि 
बोधक कहते हैं । जेंसे--( क ) अहा ! कसे- सुहावने बादल 
( ख ) ओह! बह भी चोर निकला ! ( ग ) हाय ! हस लुट गये | आदि। 
इच्छायोधक वाक्य उसे कहते हें जिसमें इच्छा प्रकट की गई हो" 
अथवा आशीबोद आदि दिया गया हो | जेसे--चलो, सर करते चत्तें। 
ख ) भगवान तुम्हें यशस्वी करे, आदि । संदेहाथंक वाक्य ऐसे 
बावय को कहते है. जिससे संदेह, शंका, संभावना आदि स|चत होती 
णे। जेंस--( के ) शायद पिताजी आ जायें। (ख) हो सकता है 
कि वह ने जाय | (ग) आज वपषों हो सकती हे, आदि । जिस वाक्य 
में किसी भावी काम का संकेत किया गया हो, उसे संकेतार्थक वाक्य 
पाते हैं। जेस--( क ) ऊगर तुमने मुझे वहाँ जाने स रोका तो में 
प्राण दे दूगा । ( से ) यदि नोकरी सिल गई तो तुम्हारी सी सहायता 
झरता रएगा। उक्त दोनों बाक्खें में फ्रमात्‌ प्राण देन! और सहायता 
परने फा संपेत सात्र किया गया दे | छुछ लोगों ने अर्थ की दृष्टि से 
याहय का एफ ओर भेद एकार्थक वाक्य भी किया है| जिस वाक्य 





(रिवकलारियाढटरम साठ किरिकानलिदा८रमिया कि भिजा #िपिसरलकररियाक>टर परमार अर ९2 नरिरपतनलर कह या पी पिआयरक-रधिकककसपन॥ आराम ७७ 


श्श्प मानक हिन्दी व्याकरण 








इ्शिकाईरिनिकाममिपरकर मेड विस. 


का एक ही अथ्थ हो, उसे वे एका्थंक वाक्य कहते हैं | परन्तु वास्तव 
में यह वाक्य का कोई भेद नहीं है | 
चाकय-रचना 
यदि हम हिन्दी भाषा के अनेक प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करें 
सो उनकी रचना के सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातें दिखाई देंगी- 
१. उद्देश्य पहले रखा जाता है और विधेय बाद में | साधारणत 


उद्देश्यवर्धेक उद्देश्य के पहले आते हैं और विधेयवर्धेक विधेय के पह 
हें 0 प 
आते हैं | जसे-- 


(क) . राम जाता है। 
उद्देश्य विधेय 
'(ख) . क्ृष्णका भाई राम घर जाता है। 
उद्देश्य-बधेक उद्देश्य विधेय-बर्धेक विधेय 
(ग) राम ने सीता को वन में भेज दिय 
उद्देश्य विधेय-व्धेक विधेय 
(घ) . काला घोड़ा. सरपट दौड़ा । 
उद्देश्य-बधेक उद्देश्य विधेय-बर्धक  विधेय 
( डः). मुझसे चला नहीं... जाता । 
उद्देश्य विधेयवर्घधक विधेय 
(च)  ठुम राम को पुस्तक दें दो। 
उद्देश्य विधेयवर्धेक विधेय 


२. जब उद्देश्य के उद्देश्य-बधेक पद्‌ एक से अधिक होते हैं. तब 
वाक्य में उन्हें रखने का क्रम इस प्रकार होता है :-- 

(क ) यदि दो या अधिक विशेषण हों और उनमें से एक निर्देश- 
सूचक हो तो निर्देश-सूचक विशेषण पहले आवेगा; और तब बाद में 
दूसरा या दूसरे विशेषण रहेंगे; और तब अन्त सें उद्देश्य होगा | जेसे- 

(क) यह मेरा घर है। 

सिनण्छम्न्न्म विशेषण सावनामिक विशेषण उद्देश्य विधेय 


वाक्य-विचार श्इ्६ 


'ररम्कलविकरयह हिप्कपह नजर उरिफिक्पिक पक पक # नही जप पेह "० ऋरषकन्‍ आर पक फॉर: ३+अन पा #१> ५७ की पेड पक कक न्‍ समर यक न कं है कं मं नम 


(ख) . यह मेरा छोटा भाई है। 


निर्देश सुचक. सार्वनामिक गुण वाचक उद्देश्य विधेय 
विशेषण विशेषण बविशेषण 
(ख ) यदि 'निर्देशसुचक विशेषण न हों बल्कि दो था अधिक 
विशेषणों में से एक सार्वतासिक विशेषण हो तो साबेनामिक विशेषण 
हे आवेगा। जेसे-- 
मेरा बड़ा भाई आया है | 
मेरे योग्य पुत्र, कहना सानो | 
उसका नया संदेह आया है | 


(ग) यदि निर्देशतुचक और सावेनामिक से भिन्न दो विशेषण 
हों तो मानसचक विशेषण पहले आवेगा । जेसे--यह बहुत चालाक 
लड़का है | तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो । 

यहाँ 'बहुत' मानसुचक विशेषण है और चाल्ताक तथा अच्छे 
गुणवाचक विशेषण हैं । 


(घ ) यदि विधेय केवल ह” धातु का बना हुआ क्रिया-पद हो 
ओर उद्देश्य विभक्तिरहित हो तो निर्दशसूचक और सा्वनामिक विशेषण 
से भिन्न कोई और विशेषण विशेषतः शुणवाचक विशेषण उद्देश्य के 
याद रहेगा। जैसे-- 
लड़का अच्छा हे | 
दिचार सुन्दर था । 
गरीब भूखा होगा। 
अध्यापक समझदार हैं । 
प्रायः णेनी अबस्था से विधेय-बर्धक नहीं होते । 
(४ ) पिसिकिसटित-उ्देश्य के बाद उद्देश्यवर्घक नहीं होते ! 
( थे) समानाधिकरणर उहेश्व से ठीक पदले आता है। जैसे-- 
(क) भाः भगोदन जरा यद्द काम करो। 
समानापिक्रण उद्धदृश्य 


१४० मानक हिन्दी व्याकरण 


इटिशालसरीिकषत/र यारा का साल साकार रू यह रिबन करी पक क्‍क ५ ५ किककरिकव कर ९ >ालीमय भरी पिटापरीीप०+तरयिलनी ५. हरमोजालननीयपओन अकलरि /रनतनकरीयपिय लत पक नणरी पथ टीन लनन्‍री लि परीफियन लिया ठीक लरीडकिकाननरीयकासतकि पाठ.“ येननलरयिका री पक पक चिवरज पाकर रन 


(खं) महात्मा - गॉधी आये थे | 

समानाधिकरण . उद्देश्य 

( छ ) यदि समानाधिकरणों में से एक स्वेनाम भी हो तो वह बाद 
में रहेगा | जेसे-- 

मोहन तुम झूठ क्‍यों बोलते हो ९ 
रास तुम वहा क्‍यों गये ९ | 
महाशय, आप ऐसा क्यों कहते हैं ? 

(ज ) यदि वाक्य में दो उद्देश्य हों और वे औरः या 'तथा' 
समुच्चय-बोधक से जुड़े हों. और यदि दोनों उद्देश्य व्यक्तिवाचक एक 
ही बचन की तथा एक ही लिग की संज्ञाएँ हों तो क्रिया उद्देश्य के लिग 
के अनुसार बहुबचन रूप में होगी जेसे-- 

राम और कृष्ण जायेंगे | 
सीता और राधा जायेगी | 
में और वह जायेंगे | 

में ओर बह जायेगी | 

यदि व्यक्तिवाचक एक-बचन संज्ञाएँ विभिन्न लिंगों की हों तो 

क्रिया पुंलिंग बहुबचन रूप में होगी | जेसे-- 
राम और सीता आये हैं | । 
ऐसे अवसरों पर प्रायः दोनों, सब आदि शब्द अन्तर्निहित रहते 
हैं | बाक्य का वास्तविक रूप होता है-राम और सीता दोनों आये हैं । 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं या सर्वनामों से भिन्न अन्य उद्देश्य होने पर 
क्रिया एक वचन रूप में ही रहती है. और उसका लिंग अन्तिम उद्देश्य 
के अनुरूप होता हे। जेसे-- 
चूना और पत्थर मँगवाया गया | 
गहना और कपड़ा चोरी गया | 
घोड़ा ओर गाड़ी खरीदी गई । 
प्रसन्नता ओर आश्चय हुआ | 


उ 


वाक्य-विचार १९१ 


अधि स्मिदररणिपसतरव सर दिमाग 





ए०७०#००७०#दाा# फीपिकअरििल्‍मिएमिका किक पिफ+रयिकाकरी पक 


भूख और प्यास लगी | आदि 


यदि विभिन्न पुरुषों, विभिन्न लिंगों और विभिन्न वचनों के उद्देश्य 
हों और वे और! या तथा! अव्यय से जुड़े हों तो क्रिया या तो अन्तिम 
उद्देश्य के लिंग और वचन के अनुरूप होगी या पुंलिग बहु-बचन रूप 
में होगी। जेसे-- 
( के ) बह और तू जायगा | 
( ख ) वह और में जाऊँगा। 
(ग) में और बह जायेंगे। 
(घ)वे और में जायँगे। 
यहाँ ग और घ॒वाक्यों को शुद्धता की दृष्टि से में और वह दोनों 
जायेंगे! और वे और में सब जायेंगे” रूपों में लिखना चाहिए। “बह 
ओर में जाऊँगा? लिखता प्रशस्त नहीं माना जाता और न वह और में 
जायेंगे? ही प्रशस्त साना जाता है। ऐसे अवसरों पर दोनों? का प्रयोग 
करना अधिक उत्तम होगा । वाक्य का रूप होगा--बह ( पुरुष ) और 
में (पुरुष ) दोनों जायेंगे। या वह (ख्री) और में ( स्री ) दोनों जायँगी। 
३. वाक्‍्यों में विधेय के विधेयवर्धक रखने के अमुख नियम ये हैं-- 
( के ) अव्यय विधेय-वर्धक विधेय से पहले आते हैं.। जेसे-- 
वह जल्दी चलता है । 
विधेय-बर्धक विधेय | 
( ख ) यदि विधेय-वर्धक दो पद हों और उनमें से एक 'अव्यय हो 
आर दूसरा पूवंकालिक तत्काल बोधक आदि छृदंत हों तो अव्यय पहले 
होगा. तब छूदंत होगा और तथ अंत में विधेय होगा। जेैसे-- 
लड़का जल्‍दी खाकर चला गया । 
कबूतर अभी देखते देखते उड़ गया। 


अधिक बिलम्ब तो वहाँ जाने में होगा। 

_(ग) तफ तो, मर. भी. ही आदि अव्यय उन्हीं शब्दों के पश्चात्‌ 
छाते ए जिनके विषय में दे निम्वय प्रकट करते हैं। जैसे-तुम भी 
जाओगे। राम आवेगा ही | कट 


१० माण्च्या ० 





इक 





५७२ मानक हिन्दी व्याकरण 
३ 8 से पी मी पा पथ बी पक मिल पद 


(घ ) यदि विधेय का कोई विधेयवर्धक विशेषण भी हो तो वह 
अव्यय तथा कृदंत के बाद और विधेय से पहले रहेगा | जेसे-- 


घड़ी यहाँ से देखते-देखते गायब हो गई । 


(७7 ) यदि वाक्य में कोई विधेय-वर्धक संज्ञा कर्मकारक में आई 
हो तो बह विकल्प से उद्देश्य के ठीक बाद भी रखी जा सकती है और 
विधेयक से ठीक पहले भी | कर्मपूरक सदा बविधेय से पहले आता है | 
जेसे-- 

( क ) मै काम नहीं करूँगा | 
में नहीं काम करूँगा | 
( ख ) यहाँ का रिवाज कुछ और | 
यहाँ का कुछ ओर ही रिवाज है | 
(ग) में यहाँ रहकर ऑगरेजी सीरूँगा | 
में अंगरेजी यहाँ रहकर सीखँगा | 
(घ ) दो वर्ष पहले से लाहौर में रहता था | 
में दो वर्ष पहले लाहोर में रहता था | 

(च) करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक और अधि- 
करण कारक में आई हुई विधेयवधक संज्ञा उद्देश्य के बाद आती है 
ओर तब कर्मकारक की संज्ञा आती है | जेसे-- 

राम छुरी से आम काटता है। 
राम कृष्ण को पुस्तक देता है। 
रास अयोध्या से बनारस जायगा | 
रास बन में रहते थे | 

यदि विधेयव्र्धक कई कारक हों तो उन्तका क्रम इस प्रकार होता 

हे--पहले अधिकरण, फिर अपादान; फिर सम्प्रदान, फिर करण और 
अन्त में कम | करण विकल्प से कभो-की अधिकरण के बाद भी रखा 


जाता है। जेसे-हसुमान वाटिका में पेड़ से खाने के लिए फल 


अीक्नीविए०/ मरे: शीजिरे:ल्‍#रिपेकरीया#िस क्‍वशनहरितक-रीपेकरा#ीमेकट (#ििनयरमयकारम्तहड, 








वाक्य-विचार १७३ 


विस जिय॥ २५० हर काश “करियर िय० हट कअरिकियाअरयिह “ट पिनरीप+ करी नमी यह. 3०-०८ री +#म्पेकाररयिकप्पिया मनपकमकरिकाकरमपदाि॥ #पिआ पर 2 पिन #्िककरिकाअ हर यिई्‌ #*िलपरिएक तक िई*॒ 


तोड़ने लगे | यदि दो अधिकरण हों तो उनमें से कालवाची पहले रखा 
| जाता है भौर स्थानवाची बाद में । जेसे-- 
रात को घर में चोर घुसे थे | 
..._(छ) कर्मकारक का विशेषण उससे पहले रहता है | जेसे-- 
रास छुरी से आस की फाँक काटता है | 
मोहन सोहन के लिए नई पुस्तक लाता हे | 
(ज ) इधर कुछ दिनों से (क) अव्यय या अव्यय पदों से भी 
वाक्य आरम्भ करने की प्रवृत्ति बढ़ रही हे | जेसे-- 
बहुत दिन पहले मे ल्ञाहौर में रहता था ! 
वस्तुतः होना चाहिए--में बहुत दिन पहले लाहौर में रहता था| 
( ख ) कर्म को उद्देश्य से पहले रखने की श्रवृत्ति भी देखी जाती 
है। जेसे-- 
दिल को मेने बहुत समझाया | 
होना चाहिए-- मेंने दिल को बहुत समझाया | 
(ग ) इसी प्रकार उद्देश्य से पहले विधेयवर्धक किसी कारक की 
संज्ञा भी देखने में आती है। जेसे-- 
छुरो से आम काटने में वह चतुर हे 
होना चाहिए-- वह छुरी से आम काटने में चतुर है । 


अभ्यास 


जी 


१. छर्ता, कम ओर क्रिया-पर्दों का वाक्य में सामान्यतः क्‍या क्रम होना 
चाहिए १ उद्देश्य श्रोर विधेय तथा उद्देश्यवर्थक और विधेयवर्धेक्र से आप 
पा कया घशभिषप्राय ह 

दे बायय में दो कर्म हों तो किन कम को कहाँ स्यान दोजिएगा ? 

पे हो, नी छोर वया अब्यर्यों झा वाक्य में क्‍या स्थान है ? 

नी है; समान-पविकरण ददों रसे जाते हैं १ 

दि दाया में पर्चा झारब, अरगगरक कौर अविकर 

ते छ्साज 


की । 
८4 


हाट 


शत 2 ०5 
न ' 
गे ०४५ 
224 


| 
नं ४ 
बन ४ 
जम 
/ 
प्र 
्प 
औ ख्क 


सत्रहवाँ प्रकरण 
सन्धि ओर समास 


दो वर्णा के मेल से उनके रूपों में होनेवाले परिवर्तेन या विक 
को सन्धि कहते हैं; और दो या अधिक साथेक पढों के होनेबाले मे 
को समास कहते हैं | 
सन्धि 
दो वर्णा के मिलने से कभी तो दोनों वर्णा में से कोई एक व 
लुप्त हो जाता है और कभी दोनों वणे सिलकर एक नये वर्ण का र 
घारण कर लेते हैं। जब विद्या और आलय की सन्धि होती है, त 
विद्या के आ और आल्य के आ दोनों मिलकर एक 'आ! हो जाते ' 
ओऔर दोनो के योग से रूप बनता हे-विद्याल्य | परन्तु जब देव अं 
इन्द्र की सब्धि होती है तब व का अकार और इन्द्र का इकार दोः 
मिलकर ए? का रूप घारण कर लेते हैं, और उन दोनों का सन्धि रू 
हो जाता हें-देवेंद्र |। स्मरण रहे कि समन्धि रंस्क्षत भाषा का ही विप 
है | परन्तु संस्द्ृत शब्द हिन्दी भाषा सें भी चलते हैं, इसलिए सरि 
का भी छुछ ज्ञान ग्राप्त कर लेना आवश्यक है | 
सन्धियों के तीन भेद किये गये हैं-- 
१. स्व॒र-सन्धि, 
२. व्यंजन-सन्धि और 
३. विसर्ग-सन्धि | 
२. स्व॒र-सन्धि 
स्वर के साथ स्वर का मेल होने से स्वर-सन्धि होती है | 
१, दीघे सन्धि 
जब अ के बाद अ, इ के बाद इ, उ के बाद उ और ऋ के बा' 


डे है. फ 
थे 


.सन्धि आर समास श्ष्टर 


'>िवयाकम्पदारम्पिशान्यि] #िविकेकीषे)हम्विकअ्विक हरजनरअामरयामन्‍म या डिवयनरयियाअ#ी पारा कर शरकरी सरलता नतजीरिग न्‍उरयास्पिकानारििककी //नविपन८रमिवाानरनिषदारिि परिश्रम #“%फननीियक मी कलह पक, अतकत्अीसकामरि का, 


; आता है, तब उनके मेल से ऋमात्‌ उनके दीघे रूप अथोत्‌ आ, ई; 
धमौरऋष्षोजाते हैं। जेसेे . 
देत्य +अरि नदुत्यार 
गिरि +इंद्र नगिरींद्र . 
गुरू + उपंदेश-गुरूपदेश 
पितू. +ऋण हनपितृण' 
इसी प्रकार आ + आर आ; ई+ईन-ई) ऊ+ ऊरूऊ तथा आ+ 
अ>्आ, ्ई के डू ८८ डे झरझऊझ+उन्ऊआ होता हे | 
२, गुण-सन्धि 
अ के बाद इ आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ के 
बाद उ आने पर दोनों मिलकर ओ हो.जाते हैं। जैसे-- 
देव +इन्द्र . च्वेवेंद्र 
द्वेश +उपकार न्देशोपकार 
३, बृद्धि-सन्धि 
अ यो आ के वाद ए या ऐ आने पर दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, 


और ञ के बाद ओ या औ आने पर दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं. | 
जेसे-- 


अद्य +एव. # अग्चेब 
सदा +एव. +सदेव 


देव +ऐख्ये देवेश्वये 

महा +ऐखये ८ महेखये 

उन + ओपधि ८ वनीपधि 

सहा +ओपधि 5 सहोपधि 

परम +आपध वन्परसोपध 
 भद्दा + आदाय ८ महोदाय आदि। 
४. यणु-सन्धि 

(८) 5 और ई के बाद यदि अ, आ, उ. ऊ, ऋ, ए. ऐ, ओ ओर 

६. हिन्दी भाषा में '८ ऋा दोध रप नहीं दोता, केवल संस्कृत में होता है। 


न नमन 





१४६ मानक हिन्दी व्याकरण 


ओ में से कोई स्वर वर्ण हो तोइ और ई के स्थान पर “यू! हो जाता 
जैसे. 
है। जेसे-- 


रीक-धय.०री पास कपल येफ+/ियिक#अम किलर पक कही स्‍जिकलरयिकानरीयकिद, 





यद्‌. +अपि - यद्यपि 
देवी +आगमन रू देव्यागमन 
प्रति +एक > प्रत्येक 
अति. +ओज - अत्योज 


अति +ओऔदाय ८5 अत्योदायें आदि | 
(ख) यदि 3 और ऊ के बाद डया ऊ से भिन्न कोई और स्वर 
वर्ण हो तो उसके स्थान पर “व? हो जाता है। जसे-- 


अनु + अय ज अन्बय 
सु +आगत . > स्वागत 
अनु +एपण “-अन्वेषण 


(ग) यदि ऋ के बाद ऋ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो 
ऋ का २? हो जाता है| जेसे-- 
पितू. + अनुमति ८ पित्रनुमति 
पितू +आज्ञा ८ पित्राज्ञा 
०, अयादि-सन्धि 
ए, ऐ, ओ और ओ के बाद इनसे भिन्न स्वर वर्ण आने पर क्रमात्‌ 
ए के स्थान पर अयू , ऐ के स्थान पर आय , ओ के स्थान पर अब 
ओर ओ के स्थान पर आवबू हो जाता है| जेसे-- 


ने +अन ८ नयन 

ने +अक “नायक 

पो +अन ८“ पवन 

पो +अक ८5 पावबक आदि | 


२. व्यंजन-सन्धि 
व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा' स्वर आने पर शब्दों के रूप में 
जो विकार होता हे, उसे व्य॑ंजन-संधि कहते हैं। व्यंजन-सन्धि के 
फल-स्वरूप होनेवाले कुछ मोटे-मोटे विकार इस प्रकार हैं-- 


सन्धि और समास १४७ 


,#न्याककीमपकाअर यानी पक टी पेन निशरमव किक _अहियककीयेलाअरीययाअि न अकककत मिस िमियआकी न मकबरा हम्थि॥ #्विकपिका कट चेक: 


मिस मल अर रस तरल 2 
(क ) जब तब के व्यंजन के बाद चूबर्ग का कोई व्यंजन आता 
$, तब तवर्ग का व्यंजन चव्ग में बदल जाता है | जेसे-- 
सत्‌ +चित्‌ू ८ सबित्‌ 
सत्‌ +जन  - सज्जन आदि | 
(ख) यदि पाँचों वर्गों में से किसी बगे का अन्तिम अथोत्त्‌ 
पाँचवों बर्ण बाद में आखे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर डसी 
बने का अन्तिस व्यंजन हो जाता है। जेसे-: 
जगत्‌ +नाथ ८ जगन्नाथ 
वाकू +सय +वाडइसय आदि। 
(ग) यदि कोई स्वर, अंतस्थ व्यंजन अथवा किसी बग का 
तीसरा या चौथा व्यंजन बाद में आवे तो ब्गे के श्रथम व्यंजन के 
स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है | जैसे-- 


वाकू +अन्र. - वागत्र 

सत्‌ +आचार > खदाचार 
अचू +अन्त - अजन्त 
जगत्‌ +ईश . > जगदीश 
दिकू +दर्शन न दिग्दशन् 
पट +दर्शन -पड्दशेल 
ततू +भव > तद्भव आदि। 


(थघ) यदि किसी वर्ग के पदले बणे के बाद ह वर्ण हो तो उसके 
स्थान पर उसी वर्म का तीसरा वर्ण हो जाता है; और साथ ही € 
भी उसी बर्ने के चौथे वणे का रूप घारण कर लेता है | जेसे--... 

वाकू +हरि ८> वाग्घरि 
तत्‌ +हित ८ तद्धित 
(४) यदि तू बाद के बाद श्‌ वर्ण हो तो तू और द दोनों च्‌ 
्् धारण फर छेते हैं; और साथ ही शू सी छू बण वन जाता है ध 
६६“ 


सत्‌ू “बांसन > रच्छासन 


१४६ मानक हिन्दी व्याकरण 


ओ में से कोई स्वर वर्ण हो तोइ और ई के स्थान पर “य हो जात 


है। जेसे-- 


यद्‌.. +अपि - यद्यपि 
देवी +आगमन रू देव्यागमन 
प्रति +एक > ग्रत्येक 
अति. +ओज > अत्योज 


अति +ओऔदार्थय 5 अत्यौदाय आदि | 
(ख) यदि 35 और ऊ के बाद उयाऊ से भिन्न कोई और स्वः 
वर्ण हो तो उसके स्थान पर ' हो जाता है | जेसे-- ' 


अनु +अय ज अन्वय 
खु +आगत र< स्वागत 
अनु +एपण. -अन्वेषण 


(ग) यदि ऋ के बाद ऋ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो ते 
ऋ का २? हो जाता है। जेसे-- 
पिठतू + अनुमति ८ पिन्रनुमति 
पिटू +आज्ञा ८ पिन्राज्ञा 
७५, अयादि-सन्धि 
ए, ऐ, ओ और ओ के बाद इनसे भिन्न स्वर बणण आने पर क्रमात 
ए के स्थान पर अयू, ऐ के स्थान पर आय , ओ के स्थान पर अ० 
और ओ के स्थान पर आवू हो जाता है| जैसे-- 


ने +अन ८5 नयन 
ने +अक ८“ नायक 
पो +अन ८“ पवन 
पो +अक ८ पावक आदि | 


२, व्यंजन-सन्धि 
व्यंजल के बाद व्यंजन अथवा' स्वर आने पर शब्दों के रूप में 
जो विकार होता है, उसे व्यंजन-संधि कहते हैं। व्यंजन-सन्धि के 
फल-स्वरूप होनेवाले कुछ मोटे-मोटे बिकार इस प्रकार हैं-- 


सन्धि ओर समास १४७ 


#९९००९०/िका/रिशापतिदनतयिइ टिक पक पक +न्‍हर अिकपेक #िदार पिकरर पक न अर पक. घ कक २. कप कप. पक भी कक ३+२१३७७०क. इटली फिकनीकिक अधि न, हि शक करमिफाओरपपकनकक 


(क ) जब तबगे के व्यंजन के बाद चधरग का कोई व्यंजन जाता 
है, तब तबर्ग का व्यंजन चबर्ग में बदल जाता है. | जेसे-- 

सत्‌ +चित्‌ ८ सचित्‌ 
सत्‌ +जन र- सज्जन आदि। 

(ख) यदि पाँचों वर्गों में से किसी बगे का अन्तिस अथोत्‌ 
पॉँचवों वर्ण बाद में आधे तो वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी 
वर्ग का अन्तिस व्यंजन हो जाता है। जेसे-+ 

जगत्‌ +नाथ + जगन्नाथ 
वाकू +सय >वाडमसय आदि। 

(ग) यदि कोई स्वर, अंतस्थ व्यंजन अथवा किसी बगे का 
तीसरा या चोथा व्यंजन बाद में आवे तो बर्गे के प्रथम व्यंजन के 
स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है | जेसे-- 

बाकू +अन्र. ८ वागत्र 

सत्‌ +आचार ८ सुदाचार 
अचू +अन्त हू अजन्त 
जगतू +ईश . ८5जगदीश 
दिकू +दशेन हू“ दिग्दर्शन 
घट +दर्शन “पषड्दशेन 
ततू +भ्रव . >“तड्ब आदि। 

(घ॒ ) यदि किसी वर्ग के पहले बण्ण के बाद ह्‌ वर्ण हो तो उसके 
स्थान पर उसी बग का तीसरा वण हो जाता है; और साथ ही ह 
भी उसी बगे के चोथे वर्ण का रूप घारण कर लेता है। जेसे-- ४ 

वाकू +हूुरि -वाग्घरि 
ततू +े ह्ति नव तद्धित 
(ड)यदित्‌ याद्‌ के बाद शू वर्ण हो तो त्‌ और द्‌ दोनों चू 


बे कर लेते हैं; और साथ ही शू सी छू वर्ण बन जाता है | 





सत्‌ू +शासन् 5 सच्छासन 


4।.. हिज्यकामन्यहकरयाामपएक एप #निदाारयिशाा पिंक /्थिकलक पिला पिया ता #्वियारमनिशार्रिका पयह 


१५८ मानक हिन्दी व्याकरण 





_ससििततलरिाइन्‍िाआरिक हरियालउरिनिकालतषिककलमिजद.. विधि, 





शरद्‌ + शशि >शरच्छुशि 
(च) यदि म्‌ के परे कोई स्पशे, अन्तस्थ या ऋष्म वर्ण आदे दो 
'मू? का अनुस्वार हो जाता है| जेसे-- 
सम्‌ +घ्ष ८ संघषे 
सम्‌ +तुष्ट >संतुष्ट 
सम +यम ८ संयम 
सम्‌ +हिता 5 संहिता आदि। 
यदि म्‌ के बाद किसी वगे का कोई स्पर्श व्यंजन आवे, तो कुछ 
लोग सन्धि करते समय म्‌ के स्थान पर उसी बग का पद्चम वण भी 
लगा देते हैं। जसे-- 
सम्‌ +चय <“ सदत्बय या संचय 
सम्‌ +भार 5 सम्भसार या संभार आदि 
(छ) यदि न्‌ से पहले पू,र (या ऋ) अथवा कनबर्ग या 
प-वर्ग का कोई व्यंजन हो तो उक्त व्यंजनों और 'न' के बीच में स्वर 
का व्यवधान होने पर भी न्‌ का ण्‌ हो जाता है | 
क् +अन 5 करण 
चर्‌ +अन 5 चरण आदि। 


(ज ) किसी स्वर वण से परे छ व्यंजन होने पर छ का च्छ हो 
जाता है। जेसे-- 
छत्र +छाया >> बछन्रच्छाया 
आ +छादन ८ आच्छादन आदि | 


३, विसगे सन्धि 


विसर्ग का चिह्न: हे | जब विसर्ग से विशिष्ट स्व॒रों तथा व्यंजनों 
का मेल होने पर विकार होता है, तब उसे बविसगे सन्धि कहते हैँ | 
तिसग सन्धि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं :-- 


सन्धि ओर समास १४८६ 


ही मद पी बाकी जार आंध्र 
'शिअम्कापिकरयिह १ फिकल पक पशामिया #पिककर रितिक #पिलकीीपक८र पर 








अभी यन_तििनन मर 


१, जब विसर्ग से पहले भी अकार हो ओर बाद में भी अकार हो 
तो दोनों अकार और बिसर्ग मिलकर ओकार हो जाते हैं। जेसे-- 
प्रथम: +अध्याय... +प्रथमोध्याय 
४ मनः +अभिलाषा ८ मनोसिलापा आदि । 
यदि बिसर्ग के पूबे अ हो और भागे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा 
यापाँचवाँ च्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई बर्ण हो तो विसगें और 
पूष का अकार मिलकर ओकार हो जाते हैं । जैसे-- 
| युश», +दा > यशोदा 
सन: केरथे ८सनोरथ 
मनः +हर ८ मनोहर आदि | 
२. यदि विसर्ग के पूष तो अ हो परन्तु बाद में झ से भिन्न कोई 
और स्व॒र हो तो बिसगे का लोप हो जाता है । जैसे-- 
अत्त:: +एवं ८5 जतएब 


परन्तु यदि बिसगे के बाद क, ख; प और फ. में से कोई वर्ण हो 
तो विस ज्यों का त्यों रहता है। जेसे-- 
अघः +पतन ८ अधःपतन 
पयः +पान ८ पयःपान आदि | 
३. यदि बिसगे के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ 
वर्ण अथवा कोई अन्तस्थ द्ण क्षथवा हकार हो तो बिसमे के स्थान में 
२ हो जाता है। यह नियम उसी समय के लिए है. जब विसगे से पूबे 
अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है। जैसे-- 
लिः +घन ८“ निर्धन 
ढठुः +गति > दुर्गति 
हुः +लगभ > दुलंस आदि। 
४. यदि विस से पहले इ और उ में से कोई स्वर 


हो और बाद 
मेँ पच में यंजन 4" है दे रे 
में क, खः प हज में से कोई व्यंजन हो तो विस के स्थान पर व्‌ 

हो जाता है। जेसे-- 


छः +झत > दुष्कृत 


२१५० मानक हिन्दी व्याकरण 


निः +फल ८ निष्फल 
लनिः +पाप ८ निष्पाप आदि | 
४. यदि बिसगे के बाद शु,प्‌५या स॒वबर्ण में से कोई हो ते 
विसग अपने से बादवाले व्यंजन का रूप घारण कर लेता है। जेसे- 
नि: + सन्देह ८ निस्सन्देह 
दुः +शासन - दुश्शासन 
निः +सार ८ निस्सार आदि | 
६. यदि बिसगे के बाद च अथवा छ हो तो बिसग के बदले शू्‌ हूं 
जाता है | जेसे-- 
निः +चय र+“ निश्चय 
नि: +छल -“निःरछल आदि | 
७, यदि बिसग के बाद त्‌ अथवा थ्‌ व्यंजन हो तो घिसगे के बद्रं 
स॒ हो जाता है | जेसे-- 
दुः +तर ८ दठुस्तर 


मनः + ताप 5 सनस्ताप आदि | 





'इहमकएीममिककरयाषियााकरिमे+.. कवि य#मििदाअर पक िय,. फीकी मय न्‍4#रिमन; .॥-पिकामििककि 


समास 

हस ऊपर कह आये हैं कि दो या अधिक साथेक" पदों के मिलकर 
एक पद हो जाने को समास कहते हैं और इस ग्रकार जो पद दो य। 
स्नेक पदों के योग से बनता है उसे समस्त पद कहते हैं; और जो 
पद मिलकर उसे समस्त पद बनाते हैं, उन्हें ससस्यमान पद कहते 
हँ। समस्यमान जब मिलकर समस्त पद बनाते हैं, तब उनकी 
विभक्तियों, विभक्ति-प्रत्ययों, ससुद्यय बोधक अव्ययों आदि का लोप 
हो जाता है। राष्ट्र का पति 5 राष्ट्रपति, गृह का स्वामी ८ ग्ृहस्वासी; 
हवन के लिए कुंड ८ हवन-कुंड, घोड़ों की दौड़ 5 घुड़-दीड़; पानी से 

१. यदि कोई पद साथंक्र न हो तो समास नहीं वनता । जैंसे--वान्‌ भ्रत्यय 
साथक नही है, इस लिए इसके योग से धन शठ्द का धनवान वनना समास नहीं 
कहलावेगा । समास तभी कहलावेगा, जब दोनों या सभी पद साथक होंगे । 





सन्धि ओर समास १५९ 


,पररपपाक करी कपा ३ अर फनी पानी जार पक. पिककलर ८ जज पर आफ #गकिक+४ी९००# अरम#रययमनम कमी #?पअातपशममरीयिकमीक 5 





घलनेवाली चक्की-- पन-चक्की आदि | घोड़ा” का घुड़ अथवा पानी! का 


पत उनके लघु रूप के ही सूचक हैं । दाल-रोटी, पान-पत्ता; घर-वार 
आदि समस्त पद समुच्चय बोघक के लुप्त हो जाने पर ही बन है | 
समास के मुख्य चार भेद हैं-- 
१. अव्ययी भाव; 
२. तत्पुरुष, 
३. बहुत्नीहि और 
७. इन्द्र । 


१, अव्ययी भाव 


जब अध्यय का किसी पद के साथ समास होता है, तब उसे अव्ययीः 
भाव समास कहते हैं । इस समास में बहुधा पू्वपद ही प्रधान होता है, 
जो अव्यय होता है| जेसे-- 


मु + रूप मअनुरूप 
परि + अन्त > पथन्‍्त 
निर्‌ +विद्न न्‍निर्विन्न 
भ्र्ति ,. ऋऊदिन > प्रतिदिन 
चे + शक > बेशक 


हिन्दी में जो अव्ययीभाव समस्त पद बनते हैं, उनके पूर्ब-पद 
अव्यय न होने पर भी क्रिया-विशेषण की तरह प्रयुक्त सान लिये जाते 
है। जेंसे--घर-घर, गांव-गांव, पत्न-पल, सन ही सन, बात ही बात,- 
रातोंरात, द्नोंदिनआ दि । 
२. तत्पुरुष 


ही जहाँ किसी समस्त पद में उत्तर अर्थात्‌ दूसरा पद प्रधान होता 
6, वहा तत्पुरुष समास मान्य जाता है। समस्यमान पदों में जो- 


पूर्व पद होता है, उसके धरे के अनुसार हितीया, ठृतीया, चतुर्थी, 
पंचसी, पष्ठी और सप्तमी में से किसी एक विभक्ति का लोप रहता है 


१४२ मानक हिन्दी व्याकरण 


_+सीककअिविनजन्‍ परवान हलक हारिान सिह हमर परी शक मरा फमक दे! किक मिनेटलकी मपभपननी विकष /रिकक आह 2)#रमकरपरमररिका 


थूवे पद्‌ जिस विभक्ति से युक्त होता है, उसके विभक्ति-नाम के साथ 
तत्पुरुष समास लगाने से उस पद का समास साना जाता है।इस 
प्रकार तत्पुरुष समास के छः भेद हुए। यदि द्वितीया का लोप हो तो 
कम या द्वितीया तत्पुरुव समास होगा। जेसे--अ्रन्थकार ( अन्थ के 
जनानेवाला ), मुँह-तोड़ ( मुँह को तोड़नेवाला )) मक्खीमार ( मक्ख 
को मारनेवाला ), नर-भक्षुक ( नर को खानेवाला ) आदि | करण या 
-जतीया तत्पुरुष समस्त पद में ठतृतीया विभक्ति का लोप रहता है। 
जेसे--रोग-अस्त ( रोग से ग्रस्त ), सूरकृत ( सूर छाारा बनाया हुआ ); 
वजाहत (बचञ्र से आहत ) आदि। सागे-व्यय ( सागे-का व्यय ), 
रसोई-घर ( रसोई का घर ), धन-लोम ( धन का लोभ ) आदि में 
चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है । इसलिए यहाँ सम्प्रदान तत्पुरुष 
था चतुर्थी तत्पुरुष समास है । जब पंचसी विभक्ति लुप्त होती हे तब 
“अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष ससास होता है। जेसे-- 
रोग-मुक्त ( रोग से मुक्त ), ऋण-मुक्त (ऋण से मुक्त )) देश-निकाला 
( देश से होनेवाला निकाला ) आदि। षष्ठी विभक्ति के लुप्त होने पर 
संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जेसे--राष्ट्रपति 
( राष्ट्र का पति ), गृह-स्थामी, ( गृह का रुदोसी ), राजपुत्र ( राजा का 
'घुत्र ), देव-पूजा ( देव की पूजा ); गंगा-जल ( गंगा का जलन ) आदि 
अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास में सप्तमी विभक्ति का 
लोप होता है| जेसे--वन-बास ( वन में वास ), जल-मम्न ( जल में 
-सम्न )) कार्य-कुशल ( काये में कुशल ), आप-बीती ( अपने पर बीती ); 
आसनारूढ़ ( आसन पर आरूढ़ ) आदि | 


जब विशेषण और विशेष्य मिज्ञाकर समस्त पद बनाते हैं, 
कमंधारय समास होता है। कर्म-घारय ससास तत्पुरुष का ही एक 
भेद है; क्योंकि संस्कृत सापा में पूबे पद में प्रथमा विभक्ति रहती है. 
ओर समस्त पद बनने पर उसका लोप हो जाता है। जेसे--पीत पृ 
अम्बरम्‌- पीता म्बर | 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में विशेषणों में विभक्ति 





! अधि लमन- कप री कलर रारकटली यढ परवररीफाइसी वमरीकार अति ककीपकलनककासेलेक..;: 


'2*बकक#+२७७४९७००९९, 


४०८००... 
जग से नहीं त्गती | 
दे बनाते हैं । जैसे 
'ी केठरी हि 
| विशेषण ओर 
गत होते हैं 
पिशेषण ओर का 
अमान और उपसेय का 
“भेय और उपमा 


समास; 
7 का समस्त जैसे 


सन्धि ओर समास 


वर 
ओर 


और उप 
पद भरी 


5 


नाग, बड़ा 


शश्३ 


आशा आय >>... 
घर ( कारागार ), 


मेय तथा उपसेय और 
कमंघ 


५५9 मानक हिन्दी व्याकरण 


्दरकिकयलनम यार पारस कह किक करी सही नियत... अर तिमाही चक री मरी आलिया. सिर मरा पका ..९/मकपट- # यार सलमान कक 


जब अ, अन आदि निषेधार्थक उपसय लगने पर समम्त पद्‌ 
बनते हें, तब_ बहाँ जो समांस होता हे; वह नम बहुब्रीहि समास 
हे ८ व [ 
ऋदलातवा है| जेसे--अनीति, अधमें, असहाय आदि । 





अमिकररमिसामरध्वेक/रिमु <टविकयफती दा नथदकर 





७० इल्‍58 समास 


ढंद्व का अथ हे--जोड़ा | जब किसी समस्त पद्‌ में एक ही तरह 
के दो पदों में का समुच्चय बोधक अव्यय लुप्त होता है, तब वहाँ इंढ् 
समास होता है। जेसे-- 


पति-पत्नी -- पति ओर पत्नी 
साता-पिता> माता और पिता 
बहन-भसाई ८ बहन और भाई 
सीता-राम> सीता और राम आदि 


५. अन्‍न्द समास के तीन भेद कहे गये हैं | यथा--इतरेतर हवन; 
उकल्पिक इन्द्र ओर समाहार इन्द्र | इतरेतर इन्द्र समास में “ओर 
का लोप होता है, जिप्के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। बेकल्पिक 
इन्ह् समास में अथवा या या? का लोप होता है। जेसे--भल्ला-बुरा 
( सत्ना अथवा बुरा), खरा-खोटा;, ( खरा या खोटा ) गुण-दोष 
( गुण या दोष ) आदि | समाहार इन्द्र समास सें विभिन्न अर्थोवालि 
शब्दों का मेल रहता है तथा और! का लोप होता है जेसे-दाल- 
रोटी ( दाल ओर रोटी ), अन्न जल, जल-वायु, काम-घाम | 


समस्त पदों के संबंध में ध्यान रखने की एक ओर बात यह हे कि 
जब उनमें पूर्व पद प्रधान होगा, तत्॒ अव्ययों खाव समास होगा, जब 
उत्तर पद प्रधान होगा. तब तत्पुरुष समास होगा; जब दोनों पद समान 
रहेंगे, तब इन्द्र समास होगा; ओर जब अन्य पद्‌ ( अथ को दृष्टि से ) 
श्रधान होगा, तब बहुत्नीहि समास होगा | 


सन्धि ओर समास श्श्र 


जी सार पिकरमरियकामएक #*चिककपिकपपाकनियि४ +िशईम्िकर पक, तिपिक पारी पेकक# पद 4पकपहर ७४१८ #र९मरन्‍यिदमयरपिही। अन्शकरर+#म्निकाह रह पिलअर पियाअल सिह पेड / पका पेककार नायक यि/करिंदरर काका #गिककम ० ७/्यदकम्पिक। 


अभ्यास 

९. संधि किसे कहते हैं? तथा यह भी बतलाइये कि संधि किसने प्रकार 
को होती है । 

२. सर संधि, व्यंजन संधि और विंसग संधि के सुख्य-मुख्य नियमों का 
निर्देश कीजिये । 

३. नीचे लिखे शब्दों में संधि कीणिये ओर नियमों का निर्देश भी कीजिये। 
सु + अल्प, एक + एक, जगत्‌ + नाथ, 
था + छादन, मन + अमिलाषा, ओर निः + घन । 

४. समास किसे कहते हें ! 

५. समास कितने प्रकार के होते हें । 

६. तत्युरुष समास के भेद उदाहरण देकर समझाइईये । 

५७, बहुत्नीहि समास ओर दिंगु समास में अ्रन्तर बतलाइये । 





श्श्ष मानक हिन्दी व्याकरण 


(2:९० ९७ #१९००८३९०७ ९५० #7%3९७०#९०+५७ ७*९५७-#०९७५०+*५५७५५९७ &*१५ज७/े++प3न+क ८#रकन+मिक७+कप ९. अन्‍िकारव४#का#म। (/" कमाने #यिनकम्याकरफिए / 


जोड़ता है, उनका उल्लेख किया जाता है | विस्मयादि बोधक पदों का. 
परिचय देते समय मन का वह भाव बतलाया जाता है, जिसका वह 
सूचक होता है । 


अब हम यहाँ छुछ वाक्य देकर उनके पदों का परिचय देने का 
ढंग बतलाते हैं | 

१, वाक्‍्य--रास रोटी खाता है | 

राम-व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिज़्, एकबचन, कतौकारक, उद्देश्य, 
खाता है? क्रिया-पद्‌ का कती | 

रोटी--जातिवाचक संज्ञा, ल्लीलिंग, एकबचन, कमंकारक, खा 
के ४ 45 
है? का कम तथा विधेय-वधेक | 

खाता ह>संकर्सेक धातु खा! से बना हुआ सासान्य बतंसा 

लिक क्रिया-पद, विधेय, अन्य-पुरुप, पुंलिंग, एकबचन, निम्धयाथ 
र करते बाच्य | इसका कत्तों है 'राम” और कम है रोटी! | खाता 
पाता! मुख्य पद है और हि? सहायक पद | 


२. वाक्‍्य-तू वह बात क्‍यों नहीं कहता | 


--सवनास, सध्यस पुरुष, एकबचन, पुलिग, कतोकारक, जउद्दुशः 
प्र वक्ष कतां | 
बइ--सारवेनामिक विशेषण, एकबचन, पुंलिंग, इसका विशेष 


के 
प्लान प्रो || 
छत हु 


इट--जातिवाचक संज्ञा, ख्ीलिग, एकबचन, कमकारक, कहत 
ख्ज्य-प्ड का कमे तथा विधेयवधक | 


जय 





| [ 4 गन 22485/| 


>> व्यय, कहता? क्रिया-पद से संबद्ध | 
<  आड्यय 'विशेषाथंक, कहता क्रिया-पद से संबद्ध | 
_+>>उकध” + वतंसान 


ड् नमक, 


४. कारक |. 
६. किस संज्ञा के स्थान पर आया है । 
७, अन्य शब्दों से उसका अन्बय या संबंध | ह 
विशेषण-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई 
जाती हैं-- ह 
!, प्रकार ( जैसे--गुणबाचक, संख्यावाचक, परिम्ाणबाचक आदि 
में:से किस प्रकार का है । ) 
२. लिंग 
३. वचन 
४. अन्यय ( इसका विशेष्य-पद कौन हे । ) 
क्रिया-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बतलाई 
जाती हैं-- 
१, प्रकार ( अकमंक है या सकसेक, जिस धातु से बना है, उसका 
उल्लेख | ) 
२. काल (बर्तेमान कालिक, भूत कालिक या भविष्यत्‌ कालिक हे) 
३. बाच्य ( कठंवाच्य से है या कर्मवान्य अथवा साववाच्य से ) 
७. अथ-प्रकार ( निम्चय वाचक, अनिश्चय बाचक भादि में से किस 
श्रकार का है | ) ' 
५, लिंग 
६. वचन ध 
७. अन्बय ( कतों, कम आदि कौन-कौन हैं ) हे 
क्रिया-विशेषण का पद-परिचय इस प्रकार दिया जाता है-- 
. प्रकार ( कालवाचक, स्थानवाचक आदि में से किस प्रकार 
का है। ) 
२. अन्वय ( किस क्रिया-पद्‌ को विशेषित करता है । ) 
इसी भ्रकार संबंध-सूचक पद्‌ का परिचय देते हुए उससे सम्बद्ध 
शब्द बतलाये जाते हैं, समुच्चय-बोधक पद्‌ का परिचय देते समय 
उसका प्रकार बतलाया जाता है और वह जिन पदों यथा वाक्यों को 
११ स्ञा० व्या० 


अठारहवाँ प्रकरण 


पद-परिचय 


किसी वाक्य में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक पद आते हैं, उन्तके 
सम्बन्ध की मुख्य बातें बतलाना पद-परिचय कहलाता है इसमें यह 
बतलाना पड़ता है कि वाक्य में आये हुए किसी पद की क्या स्थिति 
है और किस शब्द के साथ उसका केसा अन्बय" अथोत्‌ सम्बन्ध हे | 
उदाहरण के लिए यदि हमें किसी वाक्य के किसी संज्ञा-पद का परिचय 
देना हो तो हमें उसके सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नलिखित बातें बतलानी 
पड़ुंगी-- 

१. प्रकार ( जसे--बह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक 
आदि प्रकारों में से किस प्रकार का है | ) 

२. लिग ( स्लीलिंग है या पुंलिंग ) 

३. वचन ( एकवबचन हे या बहुवचन ) 

४. कारक ( कत्ती, कमे, करण, संप्रदान आदि में से किस कारक 
में हे।) 

४. अन्वय ( क्रिया आदि दूसरे पदों से उसका क्या'्संबंध है, अथोत्‌ 

क्रिया का कर्ता है या के है आदि ) | 

सबनाम के संबंध में निम्नलिखित बातें बतल्ानी पड़ती हैं-- 

१. प्रकार ( जसे-पुरुषवाचक, निम्वयवाचक, अनिश्चयवाचकः 
अ्रश्नवाचक आदि में से किस प्रकार का हे | ) 

२. पुरुष ( उत्तम पुरुष हे, मध्यम पुरुषःहे या प्रथम पुरुष हे | ) 

३. लिग ( स्लीलिंग है था पुंलिग ) 

४. बचन ( एकबचन हे या बहुबचन ) 

१. व्याकरण में शब्दों का पारस्परिक संबंध सूचित करने के लिए पारि: 
भाषिक पद अन्चय है। 


|] 


पद-परिचय १४७ 


» कारक |. हु 
६. किस संज्ञा के स्थान पर आया है | ह 
७, अन्य शब्दों से उसका अन्बय या संबंध | पर 
विशेषण-पद का परिचय देते समय निम्नलिखित बात बतलाई 
जाती हैं--- है है 
|, प्रकार ( जैसे--गुणबाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक आईर्द 
म#से किस प्रकार का है | ) 
२. लिंग 
3), बचल मर 
४. अन्बय ( इसका विशेष्य-पद कौन है | गा ५ है | 
क्रियापद का परिचय देते समय निम्नलिखित बाते बतलाई 
जाती हैं-- बे 
१, प्रकार ( अकर्मक है. या सकमेक, जिस धातु रू बना हैं उसका 
उल्लेख | ) रे हे 
२. काल (वर्तमान कालिक, भूत कालिक या भर्विष्यतत्‌ कालिक है) 
३. बाच्य ( कर्दृबाच्य सें है. या कमंवान्य अथवा भाववाताय मे ) 
४. अथ-प्रकार ( निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक आईद्‌ में से किस 
भकार का है | ) 
४, लिंग 
६. वचन हु 
७, अन्‍्व॒य ( करती, कम आदि कौच-कौन हैं) 2 
क्रिण-बिशेषण का पद-परिचय इस अकार दिया जाताई 
९ प्रकार ( कालबाचक, स्थानवाचक आदि में से किस अकार 
का है।) ; 
२. अन्बय ( किसे क्रिया-पद को विशेषित करता है।) | है 
इसी प्रकार संबंध-सूचक पद का परिचय देते हुए उससे सम्बद् 
शब्द बतलाये जाते हैं, समुच्चय-बोधक पद का परिचय देते समय 


् 
.. ॥£/  ा हक आअआधाओता क्को 





श्श्८ मानक हिन्दी व्याकरण 


जोड़ता है, उनका उल्लेख किया जाता है | विस्मयादि बोधक पदों का 
परिचय देते समय मन का बह भाव बतलाया जाता है, जिसका वह 
सूचक होता है। 
अब हम यहाँ कुछ वाक्य देकर उनके पढों का परिचय देने का 
ढंग बतलाते हैं | 
१. वाक्‍्य--रास रोटी खाता है | 
राम--व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिज्क, एकबचन, कतोकारक, उद्देश्य 
खाता है? क्रिया-पद्‌ का कतो | 
रोटी--जातिवाचक संज्ञा, ख्ीलिंग, एकबचन, कर्मकारक, खात 
है? का कम तथा विधेय-बघेक | 
खाता है--सकसमेक धातु खा!” से बना हुआ सासान्य बतेसाः 
(5 कप विचधे ८63 5 ए्‌ः 
कालिक क्रिया-पद, बिधेय, अन्य-घुरुप, पुंलिंग, एकबचल, निम्वचयाथेर 
और कतेबाच्य | इसका कत्तों है 'राम” और कस हैं रोटी! | खाता है 
में खाता? आुख्य पद है ओर हि? सहायक पद | 
२. वाकक्‍्य--तू बह बात क्यों नहीं कहता | 
तू--स्वनास, सध्यस पुरुष, एकबचन, एंलिग, कतोकारक, उद्देश्य 
४ *क 
कहता! का कतो | 
वह--सार्वनासिक विशेषण, एकबचल, पुंलिग, इसका विशेष्र 
बात! है । 
बात--जातिवाचक संज्ञा, खीलिंग, एकबचन, कम्ंकारक, 'कहता 
# 5 हप / लय 
क्रिया-पद का कसमे॑। तथा विधेयवधक | 
क्यों--अव्यय, “कहता? क्रिया-पद से संबद्ध । 
नहीं---अव्यय “विशेषा्थंक, कहता? क्रिया-पद से संबद्ध | 
कहता--सकर्सक, कह? धातु से बना हुआ सामान्य वर्तमान 
कालिक क्रिया-पद, विधेय, सध्यम पुरुष, पुंलिग, एकबचल, निमश्चयार्थक 
और अल कक तूः पे रः >> 
और क्तेवाच्य | इसका उद्देश्य है तू? ओर कर्म है बात? | 


। 
| रलीिशर-ननसालतरि पतन क. पकोप्रीएनननपनफारीयट परीनननीनशकलरी परी पक >रनदअरमक कसर कील पाक नरक हमने सार क..ंमिग्ल्‍पर चादर पसामलरप अपर अणय फरिक डकार महल 


पद-परिचय श्घ्६ 


ही कनबटी कली पतन या “टिक सारा टीफ यान पिया किलर नली पििकमनी ८. अति प्पिक# पका, .िकलतीकेनअचिक पक्का 





३. वाक्य--अब मुझसे यह काम नहीं होता | 

श्रव--अव्यय, काल्बाचक, होता? क्रिया-पद से संबंधित | 

मुश़्से--स्ेतास, पुरुपवाचक, उत्तम पुरुष, पुंलिज्न, एकवचन, करण 
कारक, उद्देश्य, होता? कर्मवाच्य क्रिया-पद का उद्देश्य | 


यह--निर्देशक विशेषण, पुंलिज्ञ। काम” का विशेषण | 

काम--जातिवाचक संज्ञा, खीलिज्ड, एकबचन, कर्मकारक, विधेय 
वधक होता? क्रिया-पद का कर्स | 

नही--निषेघसूचक अव्यथ, होता! क्रिया-पद से संबद्ध । 

होता--हो” सकरंक धातु का वा हुआ वर्तमान कालिक रूप, 
पुंजिड्रा, एकबचल, इसका कर्स हे--काम | 


४. वाक्य--भागता हुआ चोर पकड़ा गया | 
भागता हुआ-- भाग” अकसंक घातु का वत्तेमान कालक ऋदुत 
शेष्य है योर 

रूप, विशेषण की तरह प्रयुक्त, उद्देश्य वर्धक, इसका विशेष्य है चोर 

चोर-जातिवाचक संज्ञा, पुंलिज्न। एकबचन, |कंतोकारक, उद्देश्य, 
पकड़ा गया? का उद्देश्य । 

पकड़ा गया--सकर्सेक पकड़! घातु से बना हुआ [सामान्य भूत 
कालिक क्रिया-पद्‌, क्मंबाच्य, विधेय पुंलिज़्, एकबचन, अपने उद्देश्य 
“चोरः के अनुसार | 

५. वाक्य--बुड़ढे से चला नहीं जाता | 

बुड़्डे से--जातिवाचक संज्ञा, पुंलिझ्र” एकबंचनल, करणकारक, 

222. 5 किक प ४. 45 
उद्देश्य, चला जाता! क्रिया का उद्देश्य, से? करणकरक की विभक्ति | 

नही--निषेधार्थक अव्यय, चला जाता? क्रिया-पद से सम्बद्ध | 

चला जाता (ह )--अकर्मक “चल?” मुख्य धातु से बना हुआ 
साववाच्य, सासान्‍्य वतंसान कालिक क्रिया-पद्‌, विधेय, निम्चयाथेक, 
तृतीय पुरुष, पुंलिज्ञ, एकबचन, इसका उद्देश्य हे घुडढे से? 


१६० मानक हिन्दी व्याकरण 


'अिषअरया अपार, (परमार यदकरीन रे मकर पिकाफ:।.करीलिकबलमवकार मप्र. 





जाता--ज!? संयोज्य धातु का ऋदत रूप | 
है--ह” सहायक घातु का अन्य - पुरुष, एकवचन, वतंसान 
कालिक रूप | 
६. वाक्य--अहा ! कितना सुहावना दृश्य था | 
श्रहय--विस्मयादि बोधक, हष्द्योतक | 
कितना--अनिश्चय॒ परिमाणबाचक विशेषण, सझुहावना? विशेषण 
को विशेषित करता है | उद्देश्य ब्धक । 
सुद्ावना-शुणवाचक विशेषण, समय? को विशेषित करता है। 
उद्देश्यवधक | 
दृश्य--भावबाचक संज्ञा, पुंलिज्गञ, एकबचन, कतोकारक था! क्रिया, 
पद का उद्देश्य | 
था--ह? अकमेक धातु का भूत कालिक रूप; विधेय, एकबचन; 
पुंलिज्न, कतेवाच्य, इसका उद्देश्य है दृश्य! 
७, वाक्‍्य--( उसे ) देश-सेवा करनी चाहिए | 
देश-सेवा-भाववाचक संज्ञा, समस्तपद, ख्रीलिड़्, एकबचन, 
कर्मकारक, विधेयव्धेक | 
करनी चाहिए--कर” मुख्य सकमेक धातु का भविष्यत्‌ कालिक 
कृदंत रूप, विधेय, अन्य पुरुष, ख्रीलिज्ग, एकबचन, कतृवबाच्य, इसका 
उद्देश्य ( उसे ) लुप्त है | 
चाहिए---चाह” सहायक धातु का वरततमान कालिक अनिश्चयार्थ 
रूप | 
८. वाक्य--मोहन देवदत्त को भाई कहता है | 
सोहन--व्यक्तिबाचक संज्ञा, पुंलिज्ञ, एकबचन, कर्ताकारक, उद्देश्य 
“कहता है? क्रिया-पद का उद्देश्य । 
देवदत्त को--व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुंलिज्न, एकबचन, कमकारक; 
कहता है? का कम, विधेयव्धक को; कसंकारक की विभक्ति | हु 


ह 
| 


पद-परिचय १६१ 


उरी दान यक टरवकानीी पनीर हरपिलनरी दी पक भर क+ अत 3० नररयशनली कह, हट लनतपपान्‍री नननरी . पिननरीकलन लीड लतीयन अटीन नरमी कल पतन नटीवयलदत करन 





अर यिदकरी मन ए सी पकडम विज अर जी पे... 


भाई--जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग, एकबचन, के देवदत्त का 
समानाधिकरण | 

कहता है--कह?” धातु का सामान्य वतेमान कालिक रूप, विधेय, 
अन्य पुरुष, एकवबचन, पुलिग, निश्चयाथे, कतेवाच्य | इसका कत्तो है 
सोहन! और कम है साई ।! 

६. वाक्य--मे खाकर चलेगा | 

में--उत्तम पुरुष, सबताम, कत्तोकारक, उद्देश्य, पुंलिग, एकबचन | 
इसका विधेय है 'चढँगा! | 

खाकर--खा' घातु का भविष्यत्‌ कालिक कृद॑त रूप, क्रियाविशेषण 
की तरह प्रयुक्त, चलेगा? विधेय का विधेय बधेक | 

चर्देंग--चल' अकर्ेक भुख्य धातु का सामान्य !भविष्यत्‌ 
कालिक रूप, विधेय, पुंलिज्ग, एकबचन, उत्तम पुरुष | गा--ह? धातु का 
भविष्यत्‌ काल्निक पुंलिड्र, एकबचन, उत्तस पुरुष सहायक रूप | _ 

अभ्यास 

३, संज्ञा-पर्दों और क्रिया-पर्दों का परिचय देते समय क़िन-क्नि बातों का 

उल्लेख करना चाहिए १ 
३. निम्न वाक्यों के पदों का परिचय दौजिए--- 

(क) लड़का दूध पीता है। 

(ख) राम वन गया । 

(ग) अहा ! वन्दर ने तमाशा दिखलाया । 


कस ल--कककुसक-न+ नननन लत न>+. 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
विराम-चिह्न 


लिखाई और छपाई में वाक्यों, उपवाक्यों, पदों आदि को अलग- 
[ ्< 2००० 45 ८७ ८5 ५ 
अलग दिखलाने के लिए लगाये जानेबाले कुछ विशिष्ट चिह्नों को 
विराम-चिह्न कहते हैं| ये विशेषतः इस दृष्टि से लगाये जाते देँ कि पाठक 
& किक ५ ८७ ए ७३ ४५ 
अधिक सुगसता से वाक्यों, पदों आदि का अथ' सममकत सकें। हिन्दी 
साषा में प्रयुक्त होनेवाले प्रमुख विशाम-चिह्न निस्नलिखित हैं 


१-- | --इसे खड़ी पाई या पूर्ण बिराम कहते हैं. | 
२-- , +इसे अल्प विराम कहते हैं | 

३-- ; “-इसे अधे विराम कहते हें । 

४-- : --इसे अपूण बिराम कहते हैं* | 

४-- १ --इसे प्रश्न-चिह्न कहते हैं | 

६-- ! --इसे विस्सयादि बोधक चिह्न कहते हैं । 
७-- --+ “इसे रेखिका कहते हैं | 


८-- “ +इसे योजक-चिह्न कहते हैं । 

६-- ? या “४ ?--इन्‍्हें उद्धरण-चिह्न कहते हैं । 

१८--( )) ( $ [_ [इन्हें कोप्ठक कहते हैं । - क्‍ 

११-- ० “इसे संक्षिप्तक चिह्न कहते हैं । 

जब कोई पूरी बात कहकर वाक्य समाप्त किया जाता है, तब 
उसके अंत में पूण विराम चिह्न (।) लगाया जाता है | जेसे--राम _ 
जाता है । सीता खाना पकाती है | मोहन दिल्ली चला गया है | 

वाक्य के सध्य में दो से अधिक समान पदों में पार्थक्य दिखलाने 
के लिए अल्प विराम ( , ) लगाया जाता है | जैसे-- 





१. इस चिह का प्रयोग मुख्यतः अंगरेजी में होता हे । हिन्दी में लोग प्रायः 

इस लिए इसक्ा प्रयोग नहीं करते कि इससे हमारे विस्ग-चिंह का श्रम होता है । 

* अंगरेजी, मराठो आदि में इसके स्थान पर . चिह्न लगाया जाता हैं 
जिसका अचुकरण अब कुछ हिंदी लेखक तथा प्रकाशक भी करने छगे हैं । 


विराम-चिह्न हक १६३ 


इलिकयानक कप] लरय नील मकर फेल सिफत' वकिपननीफिकलिपरट 





| तीव्र यकररीयल्‍नतीीय, 





कली --कीिकररतीयिकानिपकमिि 


(के ) समान पद्‌--राम, मोहन, श्याम और सुरेश चले गये | 
( ख ) समात पदु--छोटी, हलकी, गोल तथा किनारदार थाली लाना | 
(ग) समान पद--उठकर, नहाकर और खाकर वह चल दिया। 
(थ ) समान पद--ले, दे या फेंक दे । 
अंतिम समान-पद्‌ से परे और! तथा? था? एवं! आदिः सें से 
ई एक अव्यय रहता है । हे 
अर्ध-विरास (; ) उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है | 
जैसे--गाड़ी आई; बरात उत्तरी; बरातियों का स्वागत हुआ और 
'हैं जनवासे सें पहुंचाया गया 
अपुर्ण विराम (: ) किसी की बात उद्धृत करने, उदाहरण आदि 
ते से पूषे लगता है; और इसके बाद रेखिका भी लगाई जाती है | 
जैसे--मोहन ने कहा :-में चलने को प्रस्तुत हूँ । 
प्रश्व-चिह्न (१) सदा प्रभवाचक वाक्य के अन्त में लगाया जाता है ! 
'से--क्या तुमने उसे सारा है? तुम कब जाओगे ? ऐसा क्यों कहते हो ? 
विस्मयादि बोधक चिह्न (!) विस्मय, दुःख, हपे आदि सूचक 
यों, पदों या बाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे-- 
ओह ! आप आ गये ! शाबाश ! शाबाश ! उसने भी जान ही दे दी ! 
रेखिका ( -- ) वाक्य के किसी पद का लोप अथवा उसके खंडित 
ऐश को सूचित करने के लिए लगाई जाती है। जैसे-- 
रास, श्याम भौर--कहाँ गये ९ 
_ कभी-कभी इसके स्थान पर बिन्ठुमाला का भी प्रयोग होता है, 
जसका झूप यह ह”"”। जसे--उसने मेरी ओर देखा'""““फिर 
$ठकर चला गया | 


(जिका गाय: उदाहरण, डदुश्ृत अंश, व्याख्या आदि में पहले भी 
!गाई जाती है । _जसे--इससें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती 
<। यथा--केले के खंभे, पानी का घड़ा, बंदनवार आदि | 


कसर हू 5 

योजक चिह ( -) सं के अंशों 
हा चह्न (-) श संयुक्त पद के अंशों को अलग-अलग द्रशाने 
$ लिए लगाया जाता है | जैसे-- 


१६४ नक हिन्दी व्याकरण 


-अटामियाहा फिलतमिशायाह तह 2623०» हरिथित ४०. पकवान कर मकर ८ पक हरी अति वरीयषकानलरीदरदरीन नली. किक # ५ गपामनी पक, करी नयनरिरि न वि टीम न-ल अतीक व... ल्‍टीकि+ नी वयाकरी++अलननी 23 9०५८रमिनश७अ# नम मारने, ही कअम्पिडा#्पिक मम, 


माँ-बाप | जल-वायु | पद-परिचय | 
आधी-पानी | गरसी-सरदी | हृदय-विदारक | 
दिन-रात | समार-पीट | आदि | 


उद्धरण चिह् (“?या “»” ) किसी उद्धृत वाक्य के आरम्भ 
और अंत में यह सूचित करने के लिए लगाये जाते हैं कि इनके बीच 
का अंश स्वयं वक्ता या लेखक का नहीं हैं; बल्कि किसी और का है 
और यहाँ उद्धरण के रूप में लिया गया है। जेसे--उनका कथन इस 
प्रकार है--दर्शन शाख का अध्ययन मनुष्य को नीतिमान्‌ बनाता है ! 
कभी-कभी ये चिह्न किसी वाक्य सें आये हुए किसी पद्‌ की विशिष्टता 
दिखलाने या उसका स्वतंत्र महत्त्वपुण अस्तित्व सूचित करने के लिए 
भी लगाये जाते हैं| जसे--इस वाक्य में खाना” शब्द भोजन के अथे 
में नहीं, बल्कि 'घर! के अथ में आया है | 

किसी गौण पद या वाक्य को झुरुय वाक्य से अलग करके दिखलाने 
के लिए उन्हें कोष्टक में रखा जाता है। जसे-- 

(क) तुम्हें अपने पर गये ( सद्‌ अभिसान ) होना चाहिए | 

(ख) 3६ , नों श्री ललित बिहारी (अब डाक्टर) कालेज में पढ़ते थे | 

संक्षिप्क चिह्न ( ०) किसी पद के लघु या संक्षिप्त रूप के बाद 
लगाया जाता है | जेसे-- 

दिनांक-दि०, डाक्टर--डा०, पंडित--पं०, बाबू--बा० | 

अभ्यास 

१. , ; ! ओऔर- -चिह्नों के क्या नाम है ? यह भी निर्देश कीजिए कि भापा मैं 

इनका क्‍या उपयोग होता है । 
२. दि०, डा०,; पं०, आदि के अंत का ० चिह् क्या सूचित करता है ? 


जनक फनी ननडन ॑ 


प्रकाशक : चौखम्बा वियाभवन, वाराणसी 
मुद्रक : विद्याविल्यस प्रेस, वाराणसी 
संस्करण : तृतीय, वि० संवत्‌ २०२७ 
मूल्य. ४२-५० 


(2 चोखम्बा विद्याभवन 
चोक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ६३०७६ 


प्रधान कार्यालय : 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
गोपाल मन्दिर लेन, 
पो० आ० चौोखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, बाराणसो-१ 


